निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


नि 


संख्या 43 


1 कार्तिक 1941 ( श 0 ) 
पटना , बुधवार , 

23 अक्तूबर 2019 ( ई 0 ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग - 1 -नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-42 
भाग - 1 - क - स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। 
भाग - 1 - ख - मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई 0 एससी 0 , 

बी 0 ए 0 , बी 0 एससी 0 , एम 0 ए 0 , 
एम 0 एससी 0 , लॉ भाग -1 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी 0 एस 0 ई 0 , 

बी 0 एस 0 ई 0 , डीप0 
इन - एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 
के परीक्षा - फल , कार्यक्रम , छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


और 2 , 


भाग - 5 -बिहार विधान मंडल में पुर : स्थापित 

विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या 
उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में 

पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग - 7 - संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ 

अनुमति मिल चुकी है। 
भाग - 8 – भारत की संसद में पुर : स्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग - 1 - ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


भाग - 2 - बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले 

गये विनियम , आदेश , अधिसूचनाएं और 
नियम आदि । 

43-43 


भाग - 9 - विज्ञापन 


भाग - 3 – भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 
उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं और 

भारत गजट । और राज्य गजटों के 


भाग - 9 - क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग - 9 - ख -निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं 
इत्यादि । 

44-44 


नियम , 


उद्धरण । 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक 


पूरक - क 


45-46 


2 


बिहार गजट , 23 अक्तूबर 2019 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , 

छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 


शक्ति , 


पर्यटन विभाग 


अधिसूचना 

25 सितम्बर 2019 
सं0 का 0 आ 0 सं 0 – पर्य0वि 0 ( स्था o)-87 / 2005-2052 / प0 नि 0 -- सूचना का अधिकार अधिनयम 2005 के अन्तर्गत 
निदेशक, पर्यटन निदेशालय को पर्यटन विभाग, बिहार, पटना के कार्यों के निमित्त प्रथम अपीलीय प्राधिकार नामित किया 
जाता है । 
इस प्रसंग में पूर्व के निर्गत आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
( ह 0 ) अस्पष्ट , प्रधान सचिव । 


राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 


2 


6 


7 


8 


9 


410 


अधिसूचनाएं 

17 अक्तूबर 2019 
सं0 03 / स्था 0 रा0 अ 0 (नियुक्ति) -07/2019 ( खण्ड) -372(3) रा0 - बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 60 वीं 
से 62 वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार राजस्व सेवा में नियुक्ति हेतु अनुशंसित निम्नलिखित 
अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्तों के अधीन पे मैट्रिक्स लेवल -7 (₹ 44,900-1,42,400) में राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर 
स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ परीक्ष्यमान राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड के पद पर औपबंधिक रूप से नियुक्त करते हुए 
उनके नाम के समक्ष स्तम्भ -9 में अंकित कार्यालय में व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु अगले आदेश तक पदस्थापित किया 
जाता है: 
क्र ० अनुक्रमांक नाम , पिता / पति का नाम गृह 

जन्म तिथि 

मेधा मूल 

आयोग 
सं ० 

एवं स्थायी पता जिला 

क्रमांक आरक्षण द्वारा 
कोटि 

पदस्थापन जिला 
आवंटित 

एवं कार्यालय 
आरक्षण 

रोस्टर 
1 

3 

5 
श्री राकेश कुमार दुबे 

राजस्व 
पिता - श्री राम स्वरूप दुबे , 

अधिकारी - सह 
ग्राम - पीरपैंती बाजार, 

कानूनगो, 
1 135230 

भागलपुर 01.03.1979 

01 

01 
थाना - पीरपैंती. 

बन्दोबस्त 
जिला - भागलपुर , बिहार, 

कार्यालय, 
पिन कोड -813209 

बेगूसराय 
श्री राकेश सिंह यादव , 

राजस्व 
पिता - श्री हिरामन सिंह , 

अधिकारी - सह 
ग्राम - महरनियां, 
रोहतास , 

कानूनगो, 
2 204503 पो 0 - बुरहान सासाराम रोड, 

16.02.1989 

05 

01 
सासाराम 

बन्दोबस्त 
थाना - दरीगांव , 

कार्यालय, 
जिला - रोहतास, सासाराम, 

बेगूसराय 
पिन -821115, बिहार 

राजस्व 
श्री अंशु प्रशून 

अधिकारी - सह 
पिता - श्री प्रेम प्रकाश आर्य, पूर्वी 

01 कानूनगो, 
3 177772 ग्राम + पो 0 - निमोईया , 

14.02.1981 716 01 
चम्पारण 

( FFD) 

बन्दोबस्त 
थाना - घोड़ासाहन, पूर्वी 

कार्यालय, 
चम्पारण , बिहार, 845315 

बेगूसराय 
1. उपर्युक्त क्रमांक -03 पर अंकित अभ्यर्थी श्री अंशु प्रशून की नियुक्ति उनके विरूद्ध लम्बित मामले (रूपसपुर थाना 
में दर्ज आपराधिक प्राथमिकी) के फलाफल पर निर्भर रखते हुए औबंधिक रूप से की जाती है । 

2. (i ) पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में यह नियुक्ति औपबंधिक रूप से अगले छ: माह के 
लिए किया जाता है । 


416 


बिहार गजट , 23 अक्तूबर 2019 


3 


(ii) अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण - पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों के संबंध अलग सूचना पाये जाने एवं पूर्व 
वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन में प्रतिकूल तथ्य प्रतिवेदित होने की स्थिति में संबंधित नव नियुक्त पदाधिकारियों की सेवा बिना किसी 
पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी एवं संबंधित के विरूद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई भी की 


जायेगी । 


( iii ) सभी नव नियुक्त पदाधिकारियों की परीक्ष्यमान अवधि 2 वर्षों की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार 
लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा क्रमांक के अनुसार होगी । 

(iv) प्रत्येक अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटो युक्त नियुक्ति संबंधी निर्गत अधिसूचना की प्रति उपलब्ध करायी 
जायेगी, जिसे मूल रूप से संबंधित जिला पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर ही उनका योगदान स्वीकृत किया जा 
सकेगा । 

( v) सभी अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग ( कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प सं0-1919 
दिनांक -18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने / न देने संबंधी घोषणा पत्र योगदान / प्रभार ग्रहण करते समय अनिवार्य 
रूप से प्रस्तुत करेंगे । 

( vi ) सभी नियुक्त पदाधिकारियों के लिए आयोजित सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा अन्तः सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त 
करना अनिवार्य होगा । 

3. वित्त विभाग , बिहार, पटना के संकल्प सं0-1964, दिनांक -21.08.2005 एवं पत्रांक -768 पे ० को 0, दिनांक -03.07 . 
2007 के आलोक में सभी नव नियुक्त पदाधिकारी नई अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित होंगे । 

4. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक - सह -मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य 
प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । 

5. अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने / योगदान देने हेतु पदस्थापित स्थान पर आने - जाने के लिए कोई यात्रा 
भत्ता देय नहीं होगा । 

6. वैस अभ्यर्थी जो पूर्व में किसी नियोक्ता के अन्तर्गत सेवारत हैं, योगदान के समय विरमन पत्र प्रस्तुत करेंगे । 
अभ्यर्थी द्वारा अन्य सेवा से त्याग पत्र देने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा त्याग पत्र स्वीकृति से संबंधित पत्र प्रस्तुत करना 
अनिवार्य होगा । 

सभी अभ्यर्थियों को यह निदेश दिया जाता है कि अधिसूचना निर्गत होने के उपरान्त 15 दिनों के अन्दर अपना 
योगदान संबंधित जिला पदाधिकारी / कार्यालय प्रधान को निश्चित रूप से समर्पित कर देंगे । निर्धारित अवधि में योगदान नहीं 
करने अथवा योगदान अवधि के विस्तार हेतु साक्ष्य सहित आवेदन नहीं करने की स्थिति में उनकी नियुक्ति रद्द करने पर 
नियमानुसार विचार किया जा सकता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
डॉ ० श्यामल किशोर पाठक , अपर सचिव । 


गृह जिला 


जन्म तिथि 


1 


2 


4 


5 


6 


8 


9 


4 सितम्बर 2019 
सं 0 03 / स्था 0 रा 0 अ 0 (नियुक्ति )-07 / 2019-323(3) रा0 -- बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 60 वीं से 62 वीं 
सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार राजस्व सेवा में नियुक्ति हेतु अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को 
अधोलिखित शर्तों के अधीन पे मैट्रिक्स लेवल -7 (₹ 44,900-1,42,400 ) में राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर स्वीकृत 
अनुमान्य भत्तों के साथ परीक्ष्यमान राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड के पद पर औपबंधिक रूप से नियुक्त करते हुए उनके 
नाम के समक्ष स्तम्भ –9 में अंकित कार्यालय में व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है : 
क्र ० अनुक्रमांक नाम , पिता / पति 

मेधा 

मूल आयोग पदस्थापन 
सं ० का नाम एवं स्थायी 

क्रमांक आरक्षण द्वारा 

जिला एवं 
पता 

कोटि आवंटित कार्यालय 

आरक्षण 

रोस्टर 
3 

7 
श्री रजनीकान्त 
पिता - श्री राजेन्द्र 

राजस्व 
प्रसाद, द्वारा - सुरेन्द्र 

अधिकारी, 
प्रसाद , ग्राम - परोहा, 

05 01 

अंचल 
124201 

पो 0 - परोहा, नालन्दा 13.02.1984 

पिछड़ा वर्ग सामान्य 

कार्यालय, 
थाना - मानपुर , 

जोगापट्टी, 
बिहारशीरफ , 

प 0 चम्पारण 
जिला - नालन्दा, 
पिन -803107 
श्री पार्थ नन्दन 

राजस्व 
श्री गोपाल साहा , 

अधिकारी, 
साहिबगंज, 

01 

01 
2 286447 गाम - नीलकोठी, 28.02.1990 

अंचल 
झारखंड 

सामान्य सामान्य 
कासिमबाजार, 

कार्यालय , 
पो ० - राजमहल, 

पिपरासी. 


1 


291 


348 


4 


बिहार गजट , 23 अक्तूबर 2019 


प 0 चम्पारण 


जिला - साहिबगंज, 

झारखंड, 
पिन -816108 
श्री मनीष कुमार 
पिता - श्री कृष्णा 


प्रसाद, 


3 


121672 


पटना 


01.12.1984 


468 


04 

04 
अत्यन्त अत्यन्त 
पिछड़ा वर्ग | पिछड़ा वर्ग 


राजस्व 
अधिकारी. 

अंचल 
कार्यालय, 
सोनभद्र वंशी 
सूर्यपुर , अरवल 


ग्रा 0 - पो ० - सैदाबाद, 
थाना - रानीतलाब, 
जिला - पटना, 

बिहार , 
पिन -801104 
श्री मुकेश कुमार 

सिंह 
पिता - श्री जुगल 

किशोर सिंह, 
ग्राम + पो 0 - तेन्दुनी , 
थाना- जगदीशपुर , 
जिला- भोजपुर , 

802152 


4 


179962 


भोजपुर 


17.05.1991 


518 


05 

05 
पिछड़ा वर्ग | पिछडा वर्ग 


राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय , रीगा, 

सीतामढी 


श्री निशांत कुमार 


573 


बिन्द , 


कुमार सिंह, 


पटना 


602 


कुमार मंडल, 


966 


पिता - श्री उमेश 

राजस्व 
चन्द्र राय , 

04 04 

अधिकारी , 
5 143283 ग्राम + पो 0 -शिवकुण मुंगेर 27.07.1987 

अत्यन्त अत्यन्त 

अंचल 
पो ० - धरहरा, 

पिछड़ा वर्ग | पिछड़ा वर्ग कार्यालय, 
जिला - मुंगेर, बिहार , 

नालन्दा 
पिन -811201 
श्रीमती प्रियंका 

कुमारी 
पिता - श्री राम 

राजस्व 

अधिकारी , 
पति - श्री अखिलेश 

05 05 

अंचल 
6 124454 

25.04.1988 
कुमार , 

पिछड़ा वर्ग | पिछडा वर्ग 

कार्यालय, 
ग्रा 0 - शिवपुर, 

हुलासगंज , 
पो ० - पतुत , 

जहानाबाद 
जिला - पटना, 
बिहार,-801112 
श्री राहुल कुमार 
पिता - श्री प्रदीप 

राजस्व 

अधिकारी, 
ग्राम - विशाल, 

02 02 

अंचल 
7 106594 पो 0 - बरमसिया , भागलपुर 10.12.1988 

अनु० अनु० 

कार्यालय, 
थाना - पीरपैती. 

जाति जाति 

ठाकुरगंज , 
जिला - भागलपुर, 

किशनगंज 
बिहार , 

पिन -813209 
1. उपर्युक्त अंकित सभी नवनियुक्त परीक्ष्यमान राजस्व अधिकारियों को राजस्व अधिकारी के समकक्ष पद कानूनगो 
का अतिरिक्त प्रभार भी दिया जाता है । सभी नवनियुक्त पदाधिकारी अंचल के कार्यों के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार 
भू - सर्वेक्षण का कार्य भी निष्पादित करेंगे । 

2. (i) पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में यह नियुक्ति औपबंधिक रूप से अगले छ: माह के 
लिए किया जाता है । 

(ii ) अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण -पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों के संबंध अलग सूचना पाये जाने एवं पूर्व 
वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन में प्रतिकूल तथ्य प्रतिवेदित होने की स्थिति में संबंधित नव नियुक्त पदाधिकारियों की सेवा बिना किसी 
पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी एवं संबंधित के विरूद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई भी की 
जायेगी । 

(iii ) सभी नव नियुक्त पदाधिकारियों की परीक्ष्यमान अवधि 2 वर्षों की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार 
लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा क्रमांक के अनुसार होगी । 

(iv) प्रत्येक अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटो युक्त नियुक्ति संबंधी निर्गत अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराया 
जायेगा, जिसे योगदान के समय सक्षम पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर ही उनका योगदान स्वीकृत किया जा 
सकेगा । 


बिहार गजट , 23 अक्तूबर 2019 


5 


( v) सभी अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग ( कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प सं0-1919 
दिनांक -18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने / न देने संबंधी घोषणा पत्र योगदान / प्रभार ग्रहण करते समय अनिवार्य 
रूप से प्रस्तुत करेंगे । 

(vi) सभी नियुक्त पदाधिकारियों के लिए आयोजित सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा अन्तः सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त 
करना अनिवार्य होगा । 

3. वित्त विभाग , बिहार, पटना के संकल्प सं0-1964, दिनांक -21.08.2005 एवं पत्रांक -768 पे ० को , दिनांक 
03.07.2007 के आलोक में सभी नव नियुक्त पदाधिकारी नई अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित होंगे । 

4. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक - सह -मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य 
प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । 

5. अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने / योगदान देने हेतु पदस्थापित स्थान पर आने - जाने के लिए कोई यात्रा 
भत्ता देय नहीं होगा । 

6. वैस अभ्यर्थी जो पूर्व में किसी नियोक्ता के अन्तर्गत सेवारत हैं , योगदान के समय विरमन पत्र प्रस्तुत करेंगे । 
अभ्यर्थी द्वारा अन्य सेवा से त्याग पत्र देने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा त्याग पत्र स्वीकृति से संबंधित पत्र प्रस्तुत करना 
अनिवार्य होगा । 

7. सभी अभ्यर्थियों को यह निदेश दिया जाता है कि अधिसूचना निर्गत होने के उपरान्त शीघ्र अपना योगदान 
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार , पटना में समर्पित कर देंगे । तत्पश्चात् विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 
शामिल होंगे । विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की सूचना अलग से निर्गत की जाएगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
डॉ ० श्यामल किशोर पाठक, अपर सचिव । 


क्र ० सं ० 


गृह जिला 


29 अगस्त 2019 
सं 0 3 / स्था 0 रा0 अ0 (नियुक्ति) -07 / 2019--312(3) रा० — बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 60 वीं से 62 वीं 
सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार राजस्व सेवा में नियुक्ति हेतु अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को 
अधोलिखित शत्रों के अधीन पे मैट्रिक्स लेवल -7 (₹ 44,900-1,42,400 ) में राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर स्वीकृत 
अनुमान्य भत्तों के साथ परीक्ष्यमान राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड के पद पर औपबंधिक रूप से नियुक्त करते हुए उनके 
नाम के समक्ष स्तम्भ –9 में अंकित कार्यालय में व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है : 
अनुक्रमांक नाम , पिता / पति का नाम 

जन्म तिथि मेधा मूल 

आयोग 
एवं स्थायी पता 

क्रमांक आरक्षण 

द्वारा 

पदस्थापन 
कोटि 

आवंटित जिला एवं 
आरक्षण कार्यालय 

रोस्टर 
3 
श्री अमीत कुमार 
पिता - श्री राजेन्द्र प्रसाद 

राजस्व 
सिंह, टोला - गढवें , ग्राम 

अधिकारी , 
+ पो 0 - रामपुर , 

01 01 

अंचल 
1 132818 

लखीसराय 25.04.1986 
थाना - सूर्यगढ़ा, 

सामान्य सामान्य 

कार्यालय, 
जिला - लखीसराय, बिहार , 

जमुई सदर, 
पि0-811310 

जमुई 


1 


2 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


228 


श्री प्रभात रंजन 
पिता - श्री अजय सिंह, 

ग्राम + पो 0 - बेलॉव , 
भाया - कलेर, जिला - अरवल, 

बिहार, पिन -824127 


2 


195016 


अरवल 


26.11.1991 


293 


05 
पिछड़ा 
वर्ग 


01 
सामान्य 


राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय , 
टेटिया बम्बर, 

मुंगेर 


3 


211197 


दरभंगा 


10.02.1986 


294 


01 
सामान्य 


01 
सामान्य 


श्री ऋषि कुमार 
पिता - श्री ओमकार नाथ झा , 

द्वारा श्री शिवनाथ झा 
( अधिवक्ता), महाराजी 
पोखड़ा, मोहल्ला - लक्ष्मीपुर , 
पो 0+ थाना - लहेरियासराय, 
जिला - दरभंगा, बिहार , 

पिन -846001 
सुश्री अफसा परवेज 
पिता - स्व 0 प्रवेज आलम , 
गेट नं0-97, बांस कोठी, 


राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय , 
शिवहर सदर , 

शिवहर 


4 


110850 


पटना 


02.02.1989 


298 


01 
सामान्य 


01 
सामान्य 


राजस्व 
अधिकारी, 
अंचल 


6 


बिहार गजट , 23 अक्तूबर 2019 


कार्यालय, मुंगेर 
सदर, मुंगेर 


5 


राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय , 


178991 


भागलपुर 


01.03.1982 


05 
पिछडा 
वर्ग 


305 


01 
सामान्य 


अमरपुर , बांका 


6 


142150 


शेखपुरा 


27.09.1991 


307 


05 
पिछड़ा 
वर्ग 


01 
सामान्य 


राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय, 
हिलसा, 
नालन्दा 


7 


116459 


शेखपुरा 


03.02.1989 


315 


01 
सामान्य 


01 
सामान्य 


राजस्व 
अधिकारी , 

अंचल 
कार्यालय, 
नगरनौसा, 
नालन्दा 


राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय, 


8 


131682 


गोपालगंज 


04.02.1992 


318 


01 
सामान्य 


01 
सामान्य 


चानन, 


( नवाब कोठी), मस्जिद के 
पास, दिघाघाट, थाना + 
पो ० - दीघा, पटना-800011 

श्री पंकज कुमा 
पिता- श्री नन्द लाल 
कुशवाहा, ग्राम - राजगाँव, 

पो 0 - बरमसिया, 
थाना - ईशीपुर, बाराहाट , 
जिला - भागलपुर , 
पिन -813209 

श्री उमा शंकर 
पिता - श्री संजय कुमार, 

ग्राम - एकसारीबीघा, 
पो o- मनींडा, वार्ड सं0-26 , 

पश्चिम टोला, 

थाना - शेखपुरा, 
जिला - शेखपुरा, बिहार , 

पिन-811105 

श्री कौशल कुमार 
पिता - श्री श्यामसुन्दर सिंह , 
पता - प्रोफेसर कॉलोनी, 

पो 0+ थाना - शेखपुरा, 
जिला - शेखपुरा, बिहार, 

पिन -811105 
श्री अतुल कुमार सिंह 
पिता - श्री सुरेन्द्र सिंह , 

ग्राम -सिहोरवां, 
पो ० - पचफेड़ा, 

थाना - मीरगंज , 
जिला - गोपालगंज, बिहार , 

पिन -841243 

श्री सुनील कुमार 
पिता - श्री राधाकृष्णा साव, 
ग्राम + पो 0+ थाना - सुरसण्ड, 

सोनापट्टी बाजार , 
जिला - सीतामढ़ी, बिहार, 

पिन-843331 

श्री कुमार राजु 
पिता - श्री लव कुमार सिंह , 

ग्राम - मोरियावां, 
पो ० - दतियाना, थाना - विक्रम, 
जिला - पटना, बिहार, 
पिन -801104 

सुश्री नूपुर 
पिता- स्व ० कौशल किशोर 

तिवारी, पता - मकान 
संख्या - बी / 19, बैंक मेन्स 

कॉलोनी, चित्रगुप्त नगर , 
कंकड़बाग , डाकघर - लोहिया 
नगर , थाना - पत्रकार नगर , 
पटना, पिन -800020 , बिहार 
श्री बालेन्दु नारायण पाण्डेय 

पिता - श्री सूर्यनारायण 
पाण्डेय, द्वारा श्री लक्ष्मीकांत 

पाण्डेय, ग्राम 

+ पो 0 - मंगलपुर, 
भाया - नरईपुर, निकट बाबा 

भूतनाथ कॉलेज, 
प्रखंड - बगहा -2, जिला - प० 

चम्पारण , पिन -845105 


लखीसराय 


9 


144742 


सीतामढ़ी 


15.08.1983 


320 


05 
पिछडा 
वर्ग 


01 
सामान्य 


राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय, 
डुमरी कटसरी , 
शिवहर 
राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय, 
बखरी, 
बेगूसराय 


10 


159078 


पटना 


11.02.1992 


321 


01 
सामान्य 


01 
सामान्य 


राजस्व 
अधिकारी , 

अंचल 
कार्यालय, 


11 


130110 


पटना 


20.08.1987 


324 


01 
सामान्य 


01 
सामान्य 


राजगीर , 


नालन्दा 


12 


116774 


प ० चम्पारण 


05.01.1994 


326 


01 
सामान्य 


01 
सामान्य 


राजस्व 
अधिकारी , 

अंचल 
कार्यालय, 
पुरनहिया , 
शिवहर 


राजस्व 


13 


135263 


श्री पुरूषोत्तम कुमार 
पिता - श्री रविन्द्र शर्मा, 
ग्राम - दादर, पो 0 - दादर , 


औरंगाबाद 


08.12.1993 


328 


01 
सामान्य 


01 
सामान्य 


अधिकारी, 


अंचल 


बिहार गजट , 23 अक्तूबर 2019 


7 


थाना - गोह , 
जिला - औरंगाबाद, बिहार, 

पिन -824129 

श्री कृष्ण कांत चौबे 
पिता - श्री द्वारिका नाथ चौबे , 
ग्राम - सवरिया, पो 0 वसुआ, 

थाना - गुमला, 
जिला - झारखंड 


14 


173517 


गुमला 
झारखंड 


15.08.1979 


330 


01 
सामान्य 


01 
सामान्य 


श्री विवेक कुमार 


कार्यालय, 

हलसी, 
लखीसराय 

राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय, रहुई , 

नालन्दा 
राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय, 
भगवानपुर, 
बेगूसराय 
राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय, 
रामगढ चौक, 
लखीसराय 


15 


168982 


गया 


23.09.1991 


333 


01 
सामान्य 


पिता - श्री रामाधार शर्मा, 
ग्राम - कंचनपुर , पो 0 - चाकंद, 
थाना - बेलागंज, गया, बिहार, 

पिन -804407 

सुश्री प्रियंका राय 
पिता - श्री विक्रमादित्य राय , 
पता - बी -214, ब्रिज इन्क्लेव, 
सुन्दरपुर, वाराणसी, उत्तर 

प्रदेश -221005 


01 
सामान्य 


16 


168405 


उत्तर प्रदेश 


02.09.1989 


335 


01 
सामान्य 


01 
सामान्य 


17 


राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय , 


242750 


सहरसा 


29.11.1989 


05 
पिछडा 
वर्ग 


337 


01 
सामान्य 


दानापुर, पटना 


श्री विवेक दीप 
पिता - स्व ० सुनील कुमार 
सिंह, द्वारा श्री चन्दू सिंह , 
ग्राम - नया बाजार, नरियार 

रोड, वार्ड नं0-02, 
प्रखंड कहरा, पो 0 - सहरसा, 

थाना - सहरसा, 
जिला - सहरसा, बिहार , 

पिन -852201 

श्री अजय चौधरी 
पिता - श्री राम बिलास 
चौधरी, ग्राम - डुमरहर बुजुर्ग, 

पो 0 - डुमरहर खुर्द, 
जिला -सिवान , बिहार , 

पिन -841435 


18 


292658 


सिवान 


07.05.1990 


349 


05 
पिछड़ा 
वर्ग 


01 
सामान्य 


राजस्व 
अधिकारी , 

अंचल 
कार्यालय, 
मेजरगंज, 
सीतामढी 


19 


153799 


बेगूसराय 


11.07.1986 


355 


01 
सामान्य 


01 
सामान्य 


राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय, 
मोद्नगंज , 
जहानाबाद 


श्रीमती शालिनी 
पिता - स्व 0 नवल किशोर 
सिंह, पति - श्री रविन्द्र नाथ 
चौबे, माता - श्रीमती अंजू 
देवी, पता - राधा स्वामी 
होटल के निकट , स्टेशन 
रोड, बेगूसराय, बिहार, 

पिन -851101 

श्री राहुल कुमार 
पिता - श्री सुरेन्द्र सिंह, 

हाऊस नं0-142 , 
ग्राम - अहियारपुर ( छोटी), 

पो 0 - सकरी चौकी , 
थाना +जिला - अरवल, 
पिन -804401, बिहार 


20 


259180 


अरवल 


05.01.1990 


359 


01 
सामान्य 


01 
सामान्य 


राजस्व 
अधिकारी , 

अंचल 
कार्यालय , 

चेवाड़ा , 
शेखपुरा 


21 


204920 


वैशाली 


14.03.1993 


361 


01 
सामान्य 


01 
सामान्य 


सुश्री दिव्या प्रसन्न 
पिता - श्री सतेन्द्र प्रसन्न 
त्रिपाठी, पता - सुमित्रा स्मृति 

सदन , वार्ड सं0-33. 
मीनापुर , हाजीपुर , वैशाली, 

बिहार -844101 

सुश्री पूजा कुमारी 
पिता श्री राजेन्द्र प्रसाद 

साह , ग्राम - मधाय, 
पोस्ट - संझा, थाना - रजौन , 
जिला -बांका, पिन -813105 


राजस्व 
अधिकारी , 

अंचल 
कार्यालय, 
नूरसराय , 
नालन्दा 


22 


101292 


बांका 


01.03.1990 


365 


05 
पिछड़ा 
वर्ग 


01 
सामान्य 


राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय , 
जमालपुर, मुंगेर 


8 


बिहार गजट , 23 अक्तूबर 2019 


23 


104302 


भोजपुर 


15.12.1985 


372 


01 
सामान्य 


01 
सामान्य 


राजस्व 
अधिकारी , 

अंचल 
कार्यालय, 

हवेली 
खड़गपुर, मुंगेर 


श्री रवी शंकर मिश्रा 
पिता - श्री मारकन्डे मिश्रा, 
ग्राम + पो 0 - सोनबरसा , 

थाना - शाहपुर , 

भाया - ब्रम्हपुर, 
जिला - भोजपुर , आरा, 

पिन -802112 

सुश्री स्वयं प्रभा 
पिता - श्री त्रिपुरारी शरण 
सिंह, द्वारा श्री अशोक सिंह , 
नियर मिनाक्षी नर्सिंग होम 
के नजदीक कपस्या चौक , 
नागदह , बेगूसराय, 
पिन -851117 


24 


108059 


बेगूसराय 


02.04.1987 


375 


01 
सामान्य 


01 
सामान्य 


राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय, 
बरियारपुर, 
मुंगेर 


25 


138206 


श्री अनिल कुमार संतोषी 
पिता - श्री राजदेव यादव , 
ग्राम – अर्जुना , पो 0 - मुसैला, 
थाना - मोहनपुर , जिला- गया , 

बिहार, पिन -824232 


गया 


18.12.1992 


379 


05 
पिछड़ा 
वर्ग 


01 
सामान्य 


राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय, 
टेढ़ागाछ, 
किशनगंज 

राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय, 
त्रिवेणीगंज, 

सुपौल 


26 


137492 


पूर्णियां 


25.10.1977 


384 


05 
पिछडा 
वर्ग 


01 
सामान्य 


27 


183347 


श्री श्याम सुन्दर 
पिता - श्री शंकर लाल साह , 

पता - बालू टोल, 
पो 0 - कसबा, थाना - कसबां , 
जिला - पूर्णियां, बिहार, 

पिन -854330 

श्री मुकेश कुमार 
पिता - श्री देवेन्द्र प्रसाद सिंह, 

फ्लैट नं 0 - बी 0 304, 
क्वालिटी कैम्पस अपार्टमेन्ट , 
लोहियापथ , जगदेवपथ , 

पटना -800014 
श्री जगमोहन गुप्ता 
पिता - श्री राम जी गुप्ता, 
ग्राम + पो 0 - अमानीगंज , 

तहसील -मिल्कीपुर, 
जिला - अयोध्या , राज्य - उत्तर 

प्रदेश. पिन -224121 


पटना 


08.09.1988 


385 


05 
पिछड़ा 
वर्ग 


01 
सामान्य 


राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय, 
संग्रामपुर, मुंगेर 


28 


255847 


उत्तर प्रदेश 


01.06.1989 


386 


01 
सामान्य 


01 
सामान्य 


राजस्व 
अधिकारी , 

अंचल 
कार्यालय , 
रामनगर , प ० 
चम्पारण 


राजस्व 
अधिकारी, 
अंचल 


29 


102046 


मुजफ्फरपुर 


05.01.1985 


388 


01 
सामान्य 


01 
सामान्य 


कार्यालय, 


बगहा -01, प ० 

चम्पारण 
राजस्व 
अधिकारी, 
अंचल 


30 


144978 


शिवहर 


21.12.1988 


394 


01 
सामान्य 


01 
सामान्य 


कार्यालय, 


श्री अभय कुमार 
पिता - श्री अमरेन्द्र कुमार , 
ग्राम + पो ० - लखनपुर, 

थाना - कटरा, 
जिला - मुजफ्फरपुर, बिहार, 

पिन -843360 

श्री प्रवीण कुमार 
पिता - श्री जय नारायण सिंह, 

ग्राम + पो 0 - औरा, 
थाना - तरियानी, 
जिला -शिवहर, 

पिन -843128 

सुश्री प्रियंका कुमारी 
पिता - श्री संजय कुमार, ग्राम 
+ पो 0 + थाना + पोस्ट - पीरो, 
डाकघर के समीप, वार्ड 
नं0-10, पीरो, भोजपुर 

पिन -802207 

श्री पुष्कल कुमार 
पिता - श्री रविन्द्र कुमार सिंह, 
ग्राम - एकम्बा हाउस, लोहिया 

नगर, बेगूसराय, 
बिहार -851218 


बगहा -02, प ० 

चम्पारण 


31 


216329 


भोजपुर 


27.01.1991 


395 


05 
पिछडा 
वर्ग 


01 
सामान्य 


राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय, वेन, 

नालन्दा 


32 


249641 


बेगूसराय 


27.08.1988 


398 


01 
सामान्य 


01 
सामान्य 


राजस्व 
अधिकारी 

अंचल 
कार्यालय, 
रतनी फरीदपुर, 

जहानाबाद 


बिहार गजट , 23 अक्तूबर 2019 


9 


33 


138224 


जहानाबाद 


28.02.1979 


401 


01 
सामान्य 


01 
सामान्य 


राजस्व 
अधिकारी , 

अंचल 
कार्यालय, 
थरथरी, 
नालन्दा 


राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय, 


34 


110826 


बक्सर 


02.10.1991 


403 


01 
सामान्य 


01 
सामान्य 


सरमेरा , 


नालन्दा 


35 


111466 


नालन्दा 


10.02.1987 


404 


05 
पिछड़ा 
वर्ग 


01 
सामान्य 


श्री मुकेश कुमार 
पिता - श्री चन्द्रबली शर्मा, 
पता - गड़ेरिया खण्ड, 

शिवाजी पथ , 
पो 0 - जहानाबाद , 
थाना - जहानाबाद, 

पिन -804408 
श्री विकेश 

कुमार सिंह 
पिता - श्री उदय शंकर सिंह , 
ग्राम - बाबानगर, पो 0 - बक्सर , 

थाना - मुफस्सिल बक्सर, 
वार्ड नं0-06, आंगनबाड़ी 

केन्द्र के नजदीक, 
जिला - बक्सर, बिहार , 

पिन -802101 

श्री अमित कुमार 
पिता - श्री अम्बिका प्रसाद , 
ग्राम + पो 0 - बेन , थाना - बेन , 
जिला - नालन्दा , बिहार, 

पिन -803114 

श्री मनीष कुमार 
पिता - श्री रविन्द्र प्रसाद 
चौधरी , ग्राम + पो 0 - विनोदपुर, 

थाना -मुफसिल , 
जिला - बेगूसराय, बिहार, 

पिन-851134 

सुश्री स्नेहा सत्यम 
पिता - श्री सुभाषचन्द्र घोष, 
ग्राम - करहरिया दुर्गास्थान के 

निकट, थाना - बांका, 
जिला - बांका, पिन -813102 

श्री मुकेश कुमार 
पिता - श्री बालगोबिन्द प्रसाद , 
ग्राम - थाली बाजार ( बुजुर्ग). 

पो 0 - सुघड़ी, 
थाना- गाबिन्दपुर, 

जिला - नवादा, 
पिन -805126 , बिहार 


36 


210293 


बेगूसराय 


17.08.1993 


409 


05 
पिछडा 
वर्ग 


01 
सामान्य 


राजस्व 
अधिकारी , 

अंचल 
कार्यालय, 
मसौढ़ी, पटना 

राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय, 
एकंगरसराय , 
नालन्दा 
राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय, 
असरगंज , मुंगेर 


37 


108563 


बांका 


30.11.1991 


413 


01 
सामान्य 


01 
सामान्य 


38 


107090 


नवादा 


18.12.1987 


415 


05 
पिछड़ा 
वर्ग 


01 
सामान्य 


राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय, 
इस्लामपुर, 
नालन्दा 


श्री संजय कुमार 


39 


299428 


बेगूसराय 


15.10.1992 


419 


01 
सामान्य 


01 
सामान्य 


राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय, 
रून्नी सैदपुर, 
सीतामढ़ी 


पिता - श्री हरेराम सिंह, 

ग्राम + पो ० - मेघौल , 

थाना - खोदावन्दपुर, 
जिला - बेगूसराय, बिहार, 

पिन -844202 
श्री जयंत कुमार गौतम 
पिता - श्री नृपेन्द्र प्रसाद सिंह, 
ग्राम - आलमनगर ( हॉस्पिटल 
कॉलनी), पो 0 - आलमनगर, 

थाना - आलमनगर , 
जिला– मधेपुरा , 
पिन -852219 


40 


137450 


मधेपुरा 


16.01.1989 


421 


01 
सामान्य 


01 
सामान्य 


राजस्व 
अधिकारी , 

अंचल 
कार्यालय , 
सुपौल सदर, 
सुपौल 


41 


198849 


श्री अमित रंजन 
पिता - श्री अरबिन्द कुमार 
सिंह, शास्त्रीनगर ( पश्चिमी ), 
गली नं0-08, गया , बिहार, 

पिन -823001 


गया 


31.08.1989 


422 


05 
पिछडा 
वर्ग 


01 
सामान्य 


राजस्व 
अधिकारी , 

अंचल 
कार्यालय , 
मधुबनी, प ० 
चम्पारण 
राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय, 
मखदुमपुर, 
जहानाबाद 


42 


204182 


श्री संतोष कुमार सिंह 
पिता - श्री कमला प्रसाद 
सिंह, सिकरहटा कलॉ, 
जिला - भोजपुर ( आरा), 
बिहार, पिन -802222 


भोजपुर 


28.12.1977 


427 


05 
पिछड़ा 
वर्ग 


01 
सामान्य 


10 


बिहार गजट , 23 अक्तूबर 2019 


43 


114803 


गया 


07.06.1988 


428 


01 
सामान्य 


01 
सामान्य 


राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय , 
अस्थावां, 
नालन्दा 


श्री मोहित सिन्हा 
पिता - बिपिन बिहारी प्रसाद , 
पता - ललित निवास, घुघड़ी 
टांड़, पो 0 - चांद चौरा, 

थाना -विष्णु पद, 
जिला - गया, पिन -823001 

श्री आदर्श गौतम 
पिता - श्री शिव कुमार प्रसाद 

सिंह, पता -13 / 6 
आनंदपुरी, पश्चिम बोरिंग 

केनाल रोड, थाना - श्री 
कृष्णापुरी, पो 0 - जी 0 पी 0 ओ 0, 

पटना -800001 


44 


144304 


पटना 


29.06.1984 


429 


01 
सामान्य 


01 
सामान्य 


राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय, 

मुंगेर 


धरहरा, 


सुश्री शशी सिंह 
पिता - श्री रामपाल सिंह , 
पता –सिंह भवन , काली 
स्थान, कम्पनी सराय, 
सासाराम, रोहतास, 
बिहार -821115 


45 


197573 


रोहतास, 
सासाराम 


02.05.1982 


430 


01 
सामान्य 


01 
सामान्य 


राजस्व 
अधिकारी , 

अंचल 
कार्यालय, 
बछवारा, 
बेगूसराय 


46 


108341 


पटना 


08.02.1982 


431 


05 
पिछडा 
वर्ग 


01 
सामान्य 


श्री अमित कुमार 
पिता - श्री सच्चिदानन्द सिंह, 

द्वारा - जय किशोर सिंह, 
उत्तर भर, ग्राम + पो 0 - बलुआं, 

भाया - नेउरा, थाना - मनेर , 
जिला - पटना, पिन -801113 , 

बिहार 
श्री महेन्द्र कुमार शुक्ला 
पिता - श्री शुखदेव शुक्ला, 
ग्राम - राम नगर बनकट, 

पो 0 - मोतिगंज , 
जिला - गोन्डा, उत्तर प्रदेश , 

पिन-271301 


राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय, 
खोदावंदपुर, 
बेगूसराय 


राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय, 


47 


137015 


उत्तर प्रदेश 


15.02.1983 


432 


01 
सामान्य 


01 
सामान्य 


गौनाहा, 


प ० 


चम्पारण 


श्री कुमार राघवेन्द्र राघवन 
पिता - श्री मिथिलेश सिंह , 
ग्राम + पो 0+ थाना -किंजर, 
अंचल - करपी, अनु० - अरवल, 
जिला - अरवल, बिहार, 

पिन -804423 


48 


218159 


अरवल 


05.01.1983 


439 


01 
सामान्य 


01 
सामान्य 


राजस्व 
अधिकारी , 

अंचल 
कार्यालय, 
निर्मली, सुपौल 


श्री गौरव कुमार 
पिता- श्री संतोष कुमार 

यादव, शकुन्तला सदन 
योगीपुर देवी स्थान, नहर के 

समीप, कंकड़बाग , 
पो ० - लोहियानगर, 
थाना - पत्रकार नगर, 

पटना-20 


49 


100058 


पटना 


04.10.1989 


441 


05 
पिछड़ा 
वर्ग 


01 
सामान्य 


राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय, 
जहानाबाद 

सदर , 
जहानाबाद 


50 


132653 


मुजफ्फरपुर 


01.02.1989 


443 


05 
पिछडा 
वर्ग 


01 
सामान्य 


राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय, 
बेलसंड. 
सीतामढी 


सुश्री संध्या कुमारी 
पिता- श्री उपेन्द्र चन्द्र 
यादव , ग्राम - परहियां, 
पो ० - सरैया, थाना - सरैया , 
जिला -मुजफ्फरपुर, बिहार , 

पिन -843126 
सुश्री स्वेता कुमारी 
पिता - श्री देवेन्द्र प्रसाद , 
पता - मो 0 - हनुमानगंज , 
कोयरी टोला, देवी स्थान , 
पो0+ थाना - ईस्लामपुर, 

जिला - नालन्दा , 
पिन -801303, बिहार 


51 


304881 


नालन्दा 


15.11.1987 


444 


05 
पिछडा 
वर्ग 


01 
सामान्य 


राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय , 
फतुहा, पटना 


बिहार गजट , 23 अक्तूबर 2019 


11 


श्री प्रभाकर कुमार पटेल 
पिता - श्री रामनाथ पटेल , 

पता - महावीर स्थान , 
ग्राम - कठौर, भाया - बेलसंड , 
जिला - सीतामढ़ी, बिहार , 

पिन -843316 


52 


218519 


सीतामढ़ी 


15.07.1985 


453 


05 
पिछडा 
वर्ग 


01 
सामान्य 


राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय, 
करायपरसुराय, 

नालन्दा 


53 


233138 


रोहतास, 
सासाराम 


16.08.1981 


456 


01 
सामान्य 


01 
सामान्य 


श्री सुधीर तिवारी 
पिता - श्री रमेश तिवारी ,, 

ग्राम + पा 0 - सुअरा , 
भाया - राजपुर, थाना - बघेला, 
जिला - रोहतास , बिहार, 

पिन -802219 

सुश्री लवली कुमारी 
पिता - श्री विनय कुमार सिंह, 
न्यू एरिया, पोस्टमोर्टम रोड, 

औरंगाबाद , बिहार, 
पिन -824101 


राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय , 
गिरियक , 
नालन्दा 
राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय, 
कतरीसराय, 
नालन्दा 


54 


110104 


औरंगाबाद 


26.02.1987 


457 


01 
सामान्य 


01 
सामान्य 


55 


146269 


पटना 


30.12.1985 


458 


05 
पिछड़ा 
वर्ग 


05 
पिछडा 
वर्ग 


राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय , 
नावकोठी, 
बेगूसराय 


01 


56 


111659 


बेगूसराय 


09.09.1984 


462 


01 
सामान्य 


राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय, 
पिपरिया , 
लखीसराय 


सामान्य 


57 


138065 


नालन्दा 


06.02.1992 


463 


05 
पिछडा 
वर्ग 


01 
सामान्य 


श्री प्रभात 
पिता श्री नागेन्द्र प्रसाद , 

पता - देव विध्या पैलेस, 
मोहनपुर, पुनाईचक , पटना, 

पो ० - शास्त्रीनगर, 
थाना - शास्त्रीनगर, पटना, 

बिहार, पिन -800023 
श्रीमती अनामिका कुमारी 
पिता - श्री अरविन्द कुमार, 
पता - श्रीकृष्णापुरी , (पति - श्री 
अनुपम सरोज ( अधिवक्ता)), 

आई 0 एम 0 ए0 रोड, 
पो o +जिला - बेगूसराय , 

बिहार -851101 
सुश्री अंजली कुमारी 
पिता - श्री उमेश सिंह , 
पता -शिवपुरी रामचन्द्रपुर , 
बिहारशरीफ , नालन्दा , 

बिहार, 
पिन -803101 

श्रीमती ममता 
पिता - श्री बैदेही शरण सिंह , 
पति - श्री विजय कुमार शर्मा, 
निवास - नजदीक डॉ 0 जॉन 
मुखोपाध्याय, सैदपुर रोड, 

पटना -800004 
सुश्री पल्लवी कुमारी गुप्ता 
पिता- श्री कन्हैया लाल 
गुप्ता, पता - कन्नौजिया वार्ड 

पूर्वी, इन्दिरा नगर, वार्ड 
नं0-21 , पडरौना कुशीनगर, 
पिन -274304, उत्तर प्रदेश 

श्री अमित कुमार 
पिता - श्री हरेन्द्र प्रसाद साहू , 

मकान सं0-129 , भोला 
टोला, वार्ड न0-09, पुराना 
बिजली आफिस के सामने 
बड़ा बस चौक, चनपटिया , 
जिला - प0 चम्पारण, 
बिहार -845449 

श्री आशु रंजन 
पिता - स्व ० कामता प्रसाद 

सिंह, ग्राम - मेहत्रावा, 
प्रखंड - थरथरी, पो 0 - भतहर, 

थाना - थरथरी, 


राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय, 
शेखपुरा सदर, 

शेखपुरा 
राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय , 
मटिहानी. 
बेगूसराय 


58 


134292 


पटना 


05.01.1984 


469 


01 
सामान्य 


01 
सामान्य 


01 


01 


59 


161755 


उत्तर प्रदेश 


05.01.1990 


483 


राजस्व 
अधिकारी , 

अंचल 
कार्यालय , 
शंभूगंज , बांका 


सामान्य 


सामान्य 


60 


229625 


प 0 चम्पारण 


15.01.1988 


486 


04 
अत्यन्त 
पिछडा 
वर्ग 


04 
अत्यन्त 
पिछडा 
वर्ग 


राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय, 
धोरैया , बांका 


61 


146731 


नालन्दा 


14.10.1979 


492 


05 
पिछडा 
वर्ग 


05 
पिछडा 
वर्ग 


राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय, 
बरबीघा, 


12 


बिहार गजट , 23 अक्तूबर 2019 


शेखपुरा 


अनुमंडल - हिलसा, नालन्दा, 

801307 
श्रीमती रानी कुमारी 
पिता - श्री ब्रजनन्दन सिंह 
पति - श्री राकेश रंजन, द्वारा 

श्री लक्ष्मी सिंह, 
ग्राम + पोस्ट - वारिसपुर 
(माल), थाना - भगवानपुर, 
वैशाली , बिहार -844114 


62 


148260 


वैशाली 


15.11.1986 


494 


01 
सामान्य 


01 
सामान्य 


राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय, 
नौतन, प० 
चम्पारण 


63 


श्री हर्ष हरी 
पिता - श्री विष्णु देव सिंह , 

न्यू कॉलोनी , ठाकुरगंज , 
किशनगंज, बिहार -855116 


112875 


राजस्व 
अधिकारी , 

अंचल 
कार्यालय, 


किशनगंज 


03.07.1993 


05 
पिछडा 
वर्ग 


497 


05 
पिछड़ा 
वर्ग 


प्रतापगंज, 


सुपौल 


64 


111922 


भोजपुर 


08.01.1975 


499 


05 
पिछडा 
वर्ग 


05 
पिछड़ा 
वर्ग 


राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय, 
गढ़पुरा, 
बेगूसराय 


श्री विनोद कुमार सिंह 
पिता- स्व 0 रामाधार सिंह, 

ग्राम - दलेलगंज, 
पो 0 - रामपुर, पण्डुरा , 

थाना - संदेश, 
जिला - भोजपुर , 
बिहार -802164 
सुश्री स्मृति कुमारी 
पिता - श्री उपेन्द्र नाथ 
पाण्डेय, ग्राम - आमर, 

पो ० - मझिऑव , 

थाना - मझिऑव , 
जिला - गढवा, झारखंड, 

पिन -822114 


65 


120692 


झारखंड 


02.11.1992 


502 


01 
सामान्य 


01 
सामान्य 


राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय, 
मंसूरचक , 
बेगूसराय 


66 


114178 


श्री शरद चन्द्र झुनझुनवाला 
पिता - श्री विजय कुमार राय, 

ग्रा 0 - विश्वम्भरपुर, 
थाना + पोस्ट - बिहटा, 

जिला - पटना, 
बिहार -801103 


पटना 


15.03.1987 


509 


05 
पिछड़ा 
वर्ग 


05 
पिछडा 
वर्ग 


राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय, 
साहेबपुर 
कमाल , 
बेगूसराय 


श्री राज नारायण राजा 
पिता - श्री गया चंद सिंह , 
ग्राम - गंगाधर डिहरी, 
डाकघर - हेतमपुर , 

थाना - तीयर , 
अंचल - जगदीशपुर, 
जिला - भोजपुर, 
बिहार -802158 


67 


158840 


भोजपुर 


19.08.1986 


510 


05 
पिछड़ा 
वर्ग 


05 
पिछड़ा 
वर्ग 


राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय, 

पोठिया , 
किशनगंज 


सुश्री प्रियंका सिंह 
पिता - श्री अर्जुन सिंह , 
ग्राम - उसमानपुर ( गंजपर ), 
पो0+ थाना - अथमलगोला , 
जिला - पटना, बिहार, 


राजस्व 
अधिकारी , 

अंचल 
कार्यालय, 


68 


132480 


पटना 


02.06.1984 


04 
अत्यन्त 
पिछडा 
वर्ग 


514 


01 
सामान्य 


बलिया, 


पिन -803211 


बेगूसराय 


69 


143591 


श्री कृष्ण कुमार 
पिता - श्री मदन प्रसाद गुप्ता, 

मुह0 - नई बाजार, 
पो 0+ थाना - भगवान बाजार , 
जिला - सारण, छपरा , 
पिन -841301 , बिहार 


सारण 


10.01.1986 


516 


04 
अत्यन्त 
पिछडा 
वर्ग 


04 
अत्यन्त 
पिछड़ा 
वर्ग 


राजस्व 
अधिकारी , 

अंचल 
कार्यालय, 
पिपराही, 
शिवहर 
राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय, 
चनपटिया, प० 

चम्पारण 


70 


190029 


श्री प्रिंस राज 
पिता - श्री रघुनन्दन साह, 
ग्राम -झिक्की, पो 0 -हिसार , 

जिला - मधुबनी, 
पिन -847230 


मधुबनी 


15.02.1992 


517 


04 
अत्यन्त 
पिछड़ा 
वर्ग 


04 
अत्यन्त 
पिछडा 
वर्ग 


बिहार गजट , 23 अक्तूबर 2019 


13 


राजस्व 
अधिकारी, 
अंचल 


71 


231630 


श्री सागर कुमार 
पिता - श्री राम भजन पंडित , 

पता – बाजीतपुर, गेठ 
नं0-92, दीघा घाट , 
पटना -800011 


पटना 


26.01.1983 


519 


04 
अत्यन्त 
पिछड़ा 
वर्ग 


04 
अत्यन्त 
पिछडा 
वर्ग 


कार्यालय, 


ठकराहां, प ० 
चम्पारण 


सुश्री रश्मि कुमारी 
पिता - श्री राम शरण प्रसाद , 

पता - ग्राम -बंगपुर, 

थाना - परवलपुर , 
जिला - नालन्दा, बिहार, 

803114 


72 


330339 


नालन्दा 


21.12.1990 


520 


05 
पिछडा 
वर्ग 


01 
सामान्य 


राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय, 
अरियरी, 
शेखपुरा 


श्री रोहित कुमार शर्मा 
पिता - श्री रविन्द्र नाथ शर्मा, 

ग्राम + पो 0 - फतहपुर, 
थाना - नाथनगर, भागलपुर , 
बिहार , पिन -812004 


राजस्व 
अधिकारी, 


73 


141440 


भागलपुर 


27.10.1988 


521 


04 
अत्यन्त 
पिछडा 
वर्ग 


04 
अत्यन्त 
पिछडा 
वर्ग 


अंचल 


कार्यालय, 


बौंसी, बांका 


सुश्री पूनम मिश्रा 
पिता - स्व ० योगा लाल मिश्रा, 

ग्राम - पवित्र नगर , 
पो ० - हरनाही, थाना- शिवहर, 

प्रखंड -शिवहर, 
जिला- शिवहर , बिहार, 

पिन-843329 


74 


101691 


शिवहर 


30.12.1980 


523 


01 
सामान्य 


01 
सामान्य 


राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय, 
करपी, अरवल 


राजस्व 


अधिकारी, 


75 


155620 


दरभंगा 


15.11.1982 


529 


05 
पिछड़ा 
वर्ग 


01 
सामान्य 


अंचल 
कार्यालय, 

डुमरा, 
सीतामढी 


श्रीमती अम्बपाली यादव 
पिता - श्री रघुवीर नारायण 

यादव , 
पति - श्री दिवाकर दिवा, 
पता - मो 0 - कृष्णापुरी , 
निकट - मदरसा , 
पो ० - डी ० एम० सी ० , 
थाना - बहादुरपुर, 

जिला - दरभंगा, 
पिन-846003 , बिहार 

श्री रवि कांत 
पिता - श्री राज वंश सिंह , 
पता - सर्वोदय नगर, न्यू आरा 

सेन्ट्रल स्कूल, पो 0 - अनाईठ 
सिटी आरा , जिला - भोजपुर , 

बिहार , पिन -802301 


76 


152561 


भोजपुर 


25.02.1983 


530 


05 
पिछडा 
वर्ग 


05 
पिछडा 
वर्ग 


राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय, 
हरनौत, 
नालन्दा 


77 


338371 


पूर्वी 
चम्पारण 


06.01.1986 


531 


04 
अत्यन्त 
पिछडा 
वर्ग 


04 
अत्यन्त 
पिछडा 
वर्ग 


श्री कृष्ण कुमार सौरभ 
पिता - श्री लालबाबु प्रसाद, 
ग्राम + पो 0+ थाना - पकड़ीदया 

ल , वार्ड नं0-06, 
जिला - पूर्वी चम्पारण, बिहार , 

पिन -845428 
श्री धनंजय कुमार 
पिता - श्री बच्चु प्रसाद , 

ग्राम - पैगम्बरपुर, 
पो ० - कोरारी, थाना - बेलछी, 
जिला - पटना, पिन -803110 


05 


78 


162072 


पटना 


25.01.1976 


534 


05 
पिछडा 
वर्ग 


पिछड़ा 
वर्ग 


राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय, 
भितहाँ, प ० 
चम्पारण 
राजस्व 
अधिकारी , 

अंचल 
कार्यालय , 
बैरिया , प ० 
चम्पारण 
राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय, 

घोसी, 
जहानाबाद 


श्री गुलाम सरवर 
पिता - मो 0 ईस्लाम , 


मो ० - बारा, 


79 


153492 


गया 


19.05.1978 


535 


पो 0+ थाना - गुरारू, 
जिला - गया , बिहार, 

पिन -824118 


04 
अत्यन्त 
पिछडा 
वर्ग 


04 
अत्यन्त 
पिछडा 
वर्ग 


14 


बिहार गजट , 23 अक्तूबर 2019 


श्री प्रभात रंजन 
पिता - श्री लक्ष्मी प्रसाद राय , 

पता - कुऑपोखर, 
पो 0 - आमगाछी, 
थाना -सिकटी, 
जिला - अररिया , 
पिन -854332 


80 


राजस्व 
अधिकारी , 

अंचल 
कार्यालय , 


124242 


अररिया 


05.01.1988 


05 
पिछडा 
वर्ग 


536 


05 
पिछडा 

वर्ग 


बेतिया सदर , 


प ० चम्पारण 


81 


104336 


पूर्वी 
चम्पारण 


05.08.1986 


538 


04 
अत्यन्त 
पिछड़ा 
वर्ग 


04 
अत्यन्त 
पिछडा 
वर्ग 


राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय, 
मैनाटांड, प० 
चम्पारण 


04 


82 


112867 


पटना 


22.12.1986 


539 


अत्यन्त 
पिछड़ा 
वर्ग 


04 
अत्यन्त 
पिछड़ा 
वर्ग 


राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय, 
कोचाधामन , 
किशनगंज 


श्री कुमार राजीव रंजन 
पिता - श्री लाल बहादुर 
प्रसाद, ग्राम - पचरूखा, 

पो 0 - मोखलिसपुर, 
थाना -बंजरिया , पूर्वी 
चम्पारण -845401 

श्री सौरभ कुमार 
पिता - श्री मनोहर प्रसाद , 
पता -41 प्रसाद कुंज रेलवे 
कॉलोनी के नजदीक, फतुहा 

कॉलेज रोड,मिर्जापुर, 
नोहटा, थाना - फतुहा, 

डाकघर - फतुहा, 
जिला - पटना, पिन -803201 

श्री अनुपम प्रकाश 
पिता - श्री ओम प्रकाश सिंह, 

पता -173, बाबाकुटी, 
आनंदपुरी, पश्चिमी बोरिंग 
कैनाल रोड, पटना-800001 , 

बिहार 
सुश्री अलका कुमारी 
पिता - श्री ब्रजेश शर्मा, 

ग्राम - बढ़ौना, 
पो ० - तेजबिगहा, 

थाना - काको, 
जिला - जहानाबाद, बिहार, 

पिन -804420 
मो 0 इकबाल अनवर 
पिता - मो 0 राइसूज्जमा , 
पता - मकान न0-0227 , 
महावत टोली, पो 0 - बेतिया , 
थाना - बेतिया , जिला - प ० 


83 


116870 


पटना 


22.08.1983 


540 


05 
पिछड़ा 
वर्ग 


05 
पिछड़ा 
वर्ग 


राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय , 
बहादुरगंज, 
किशनगंज 


84 


106542 


जहानाबाद 


05.06.1987 


542 


01 
सामान्य 


01 
सामान्य 


राजस्व 
अधिकारी , 

अंचल 
कार्यालय, 
बेगूसराय सदर, 

बेगूसराय 


85 


298381 


प ० चम्पारण 


12.10.1990 


544 


04 
अत्यन्त 
पिछडा 
वर्ग 


04 
अत्यन्त 
पिछडा 
वर्ग 


राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय , ई ० 
अलीगंज , जमुई 


चम्पारण, बिहार 


86 


108818 


मुंगेर 


01.02.1987 


547 


04 
अत्यन्त 
पिछडा 
वर्ग 


04 
अत्यन्त 
पिछड़ा 
वर्ग 


राजस्व 
अधिकारी , 

अंचल 
कार्यालय , बांका 
सदर , बांका 


. 


87 


241597 


नालन्दा 


08.08.1993 


552 


05 
पिछड़ा 
वर्ग 


05 
पिछड़ा 
वर्ग 


श्री विश्वास आनंद 
पिता - श्री विनोद कुमार, 
द्वारा श्री बागेश्वर प्रसाद 
गुप्ता, मो o- शादीपुर, 
जिला+ पो 0 - मुंगेर, 
थाना कोतवाली , 

पिन -811201 
श्रीमती लीलावती कुमारी 
पिता श्री रामेश्वर प्रसाद, 
ग्राम - नेपुरा, पो 0 - अस्थावां, 

थाना - अस्थावां, 
जिला -नालन्दा, 

बिहार, 
803107 
सुश्री अमिता सिन्हा 
पता - श्री कमलेश कुमार, 
पता - खजपुरा ब्रहम्म स्थान, 
पो 0 - बी ० पी ० कॉलेज, 

थाना - हवाई अड्डा, 
जिला - पटना, पिन -800014 

श्रीमती वीणा भारती 
पिता - श्री उमेश प्रसाद , 
पति - श्री सुमीत सौरभ , 
पता - माली टोला, बगीचा, 


राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय, खैरा , 

जमुई 


88 


249831 


पटना 


05.03.1991 


554 


05 
पिछड़ा 
वर्ग 


05 
पिछडा 
वर्ग 


राजस्व 
अधिकारी , 

अंचल 
कार्यालय, 
झाझा, जमुई 


89 


237802 


नालन्दा 


03.03.1990 


584 


05 
पिछडा 
वर्ग 


05 
पिछडा 
वर्ग 


राजस्व 
अधिकारी , 

अंचल 
कार्यालय, 


बिहार गजट , 23 अक्तूबर 2019 


15 


90 


209193 


भागलपुर 


17.01.1991 


596 


05 
पिछडा 
वर्ग 


05 
पिछडा 
वर्ग 


सम्पतचक , 

पटना 
राजस्व 
अधिकारी , 

अंचल 
कार्यालय, 
तारापुर, मुंगेर 

राजस्व 
अधिकारी , 

अंचल 
कार्यालय, 
फुलवारीशरीफ , 

पटना 


91 


106294 


बांका 


31.12.1986 


620 


05 
पिछड़ा 
वर्ग 


05 
पिछड़ा 
वर्ग 


92 


162728 


सीतामढ़ी 


07.02.1985 


626 


04 
अत्यन्त 
पिछडा 
वर्ग 


04 
अत्यन्त 
पिछड़ा 
वर्ग 


खन्दकपर, बिहार शरीफ , 
नालन्दा, पिन -803101 

सुश्री कुमारी सुषमा 
पिता - श्री राम प्रकाश यादव , 

पता - शिवपुरी कॉलनी, 
इशाकचक , भागलपुर, बिहार , 

पिन -812001 
सुश्री बन्दना कुमारी 
पिता - श्री निरंजन प्रसाद 
चौधरी, पता - करूणा कुंज, 
आनंद कॉलोनी, खादी भंडार 
के पीछे, पो 0+जिला - बांका, 
बिहार, पिन -813102 

श्रीमती रीना कुमारी 
पति - श्री राम हृदय साह , 

पति - श्री विजय कुमार, 
ग्राम - श्रीरामपुर, पो 0 - नरगां, 
थाना- बेला, प्रखंड - परिहार , 
जिला - सीतामढ़ी, बिहार, 

पिन -843324 

श्रीमती ममता रानी 
पिता - स्व 0 भागीरथ सिंह , 

पति - श्री राहुल सिंह, 
ग्राम - कसमर, पो ० - खरीका, 

थाना - सोनपुर, 
जिला - सारण, पिन -841101 

सुश्री निभा कुमारी 
पिता - श्री राजेन्द्र प्रसाद , 

ग्राम - डीह, निजामत , 
पो 0 - केवटी, भाया - बरबीघा , 

जिला - शेखपुरा, 
पिन -811101 

सुश्री अंकु गुप्ता 
पिता - श्री नन्दजी गुप्ता , 
द्वारा श्री सिद्धनाथ साह , 

ग्राम + पो ० - खरहाटांड़, 
थाना –सिमरी, जिला - बक्सर, 
राज्य , बिहार, पिन -802120 


राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय, 
नरकटियागंज. 
प ० चम्पारण 


93 


157741 


सारण 


27.06.1991 


638 


05 
पिछडा 
वर्ग 


05 
पिछडा 
वर्ग 


राजस्व 
अधिकारी , 

अंचल 
कार्यालय, 

नालन्दा 


चण्डी, 


94 


147148 


शेखपुरा 


10.04.1988 


643 


05 
पिछड़ा 
वर्ग 


05 
पिछडा 
वर्ग 


राजस्व 
अधिकारी , 

अंचल 
कार्यालय , 
सिंकदरा, जमुई 


95 


136976 


बक्सर 


05.09.1993 


649 


04 
अत्यन्त 
पिछड़ा 
वर्ग 


04 
अत्यन्त 
पिछड़ा 
वर्ग 


सुश्री सौम्या 


राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय, 
शेखोपुरसराय, 
शेखपुरा 
राजस्व 
अधिकारी, 

चल 
कार्यालय , 
घाटकुसुम्बा, 
शेखपुरा 


96 


195888 


पटना 


15.01.1987 


653 


05 
पिछडा 
वर्ग 


06 
पिछड़े 
वर्गों की 
महिला 


97 


195345 


नवादा 


01.03.1975 


654 


05 
पिछड़ा 
वर्ग 


06 
पिछडे 
वर्गों की 
महिला 


पिता - दीप नारायण सिंह, 
पता - कौशल्या निवास, लेखा 

नगर, नियर डी ० ए ० भी ० 
स्कूल खगौल, कैंट रोड, 
दानापुर, पिन -801105 
श्रीमती ललिता कुमारी 
पिता - श्री दिनेश्वर प्रसाद 

यादव, 
पति - श्री रवि रंजन, 
पता - चन्द्रा विला नवादा 
ब्लॉक आफिस के सामने, 
रामनगर , नवादा, मकान 
नं0-30, जिला - नवादा, 

बिहार 
सुश्री सोनी कुमारी 
पिता - श्री विनोद कुमार, 
पता - स्टील सेंटर पैराडाईज 

होटल के सामने सदर 
बाजार, दानापुर, कैंट पटना, 
बिहार, पिन -801503 

सुश्री रीता कुमारी 
पिता - श्री सुखेश्वर प्रसाद 
सिंह, पता - बाबुचकला, 

पो 0 - महद्दीपुर, 


राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय, 
लौरिया , प ० 
चम्पारण 


98 


338952 


पटना 


19.11.1990 


660 


05 
पिछड़ा 
वर्ग 


06 
पिछड़े 
वर्गों की 
महिला 


राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय , 
सिकटा, प ० 
चम्पारण 
राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय , 


99 


132482 


खगड़िया 


06.01.1989 


674 


05 
पिछड़ा 
वर्ग 


06 
पिछडे 
वर्गों की 
महिला 


16 


बिहार गजट , 23 अक्तूबर 2019 


वीरपुर, 
बेगूसराय 


राजस्व 


अधिकारी, 


100 


176937 


पटना 


06.12.1975 


679 


05 
पिछडा 
वर्ग 


06 
पिछडे 
वर्गों की 
महिला 


अंचल 
कार्यालय, 
बिहारशरीफ , 
नालन्दा 


101 


207516 


नालन्दा 


20.06.1994 


701 


04 
अत्यन्त 
पिछड़ा 
वर्ग 


04 
अत्यन्त 
पिछडा 
वर्ग 


राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय, 
रजौन, बांका 


थाना - पसराहा, 
जिला - खगडिया, 

बिहार -851212 
श्रीमती विजया कुमारी 
पिता - स्व 0 मुनु सिंह , 
पति - श्री अंजन कुमार, 

ग्राम - गोपाईचक, 
पो ०+ थाना - सकसोहरा, 
जिला - पटना, बिहार , 

पिन -803213 
सुश्री विरंजनी रानी 
पिता - श्री रंजीत प्रसाद , 
पता - मकान सं0-152 , 
ग्राम - भतहर, पो ० - भतहर , 

थाना - थरथरी, 
जिला - नालन्दा, बिहार , 

पिन -801307 

श्री मिठू प्रसाद 
पिता - श्री जगदीश प्रसाद , 
ग्राम + पो 0 - मियां के भटकन, 

थाना - आन्दर , जिला 
सिवान , बिहार, पिन -841245 

श्री सुनील कुमार 
पिता - श्री सियाराम पासवान, 
पता - कैलाशपुरी , बलहापट्टी, 

वार्ड नं0-10, मकान 
नं0-116, पो0+ थाना - डुमरा , 

जिला - सीतामढ़ी, 
पिन -843301 

सुश्री वर्षा रानी 
पिता - श्री शम्भू शरण गुप्ता, 
पता - रामनगर , डी ०एस० 

कॉलेज, कटिहार , 
पो०+ थाना +जिला- कटिहार, 

बिहार पिन -854105 


102 


146186 


सिवान 


02.03.1989 


726 


03 03 
अनुसूचित | अनुसूचित 
जन 

जन 
जाति जाति 


राजस्व 
अधिकारी , 

अंचल 
कार्यालय, 
बरौनी, 
बेगूसराय 


103 


166909 


सीतामढ़ी 


02.01.1990 


732 


02 

02 
अनुसूचित | अनुसूचित 
जाति जाति 


राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय, 
मंझौलिया, प० 

चम्पारण 


104 


158051 


कटिहार 


08.11.1991 


740 


04 
अत्यन्त 
पिछडा 
वर्ग 


04 
अत्यन्त 
पिछड़ा 
वर्ग 


राजस्व 
अधिकारी , 

अंचल 
कार्यालय, 
बाराहाट , 

बांका 


105 


150015 


श्रीमती प्रीतिलता 
पिता - श्री सुनील कुमार, 
पति - श्री अनिल कुमार साह, 
पटेल चौक , बेगूसराय, 

बिहार -851101 


बेगूसराय 


20.10.1982 


743 


04 
अत्यन्त 
पिछड़ा 
वर्ग 


04 
अत्यन्त 
पिछडा 
वर्ग 


राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय , 
लखीसराय 

सदर , 
लखीसराय 


106 


254444 


सीवान 


11.02.1983 


746 


04 
अत्यन्त 
पिछड़ा 
वर्ग 


04 
अत्यन्त 
पिछड़ा 
वर्ग 


राजस्व 
अधिकारी , 

अंचल 
कार्यालय, 
पुपरी, सीतामढ़ी 


107 


131078 


श्रीमती स्मिता कुमारी 
पिता - श्री काशीनाथ प्रसाद , 

पति - श्री विनोद कुमार, 
ग्राम - नबीगंज, पो 0 - मीरगंज, 

थाना - बड़हरिया, 
जिला -सिवान, बिहार , 

पिन -841438 
सुश्री स्वाती कृष्णा 
पिता श्री योगन्द्र प्रसाद 
साहा, ग्राम – बहिरा टोला 
बृन्दावन , पो ० - लोहची, 
थाना - हवेली खड़गपुर, 
जिला - मुंगेर, बिहार , 

पिन -811211 

श्री निश्चल प्रेम 
पिता - सुभाष चन्द्र मोदी, 
ग्राम + पो 0+ थाना - रंगरा, 

प्रखंड - रंगराचौक , 
अनुमंडल - नवगछिया , 
भागलपुर, बिहार, 
पिन -853204 


मुंगेर 


17.02.1992 


748 


04 
अत्यन्त 
पिछडा 
वर्ग 


04 
अत्यन्त 
पिछड़ा 
वर्ग 


राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय, 
चांदन , बांका 


108 


149856 


भागलपुर 


11.12.1986 


751 


04 
अत्यन्त 
पिछड़ा 
वर्ग 


04 
अत्यन्त 
पिछडा 

वर्ग 
( FFD ) 


राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय , 
बेलहर बांका 


बिहार गजट , 23 अक्तूबर 2019 


17 


109 


302663 


रोहतास , 
सासाराम 


07.01.1985 


757 


03 03 
अनुसूचित | अनुसूचित 
जन 

जन 
जाति जाति 


राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय , 
बाजपट्टी, 
सीतामढ़ी 


श्री उमेश शर्मा 
पिता - श्री मुखराम शर्मा, 
ग्राम - थुम्हा, पो 0 - मांझीगांवा, 
थाना +जिला - रोहतास, 
बिहार, पिन -821304 

श्री चंदन कुमार 
पिता - श्री नारायण दास , 
ग्राम - बगरौली, पो 0 - महखड़, 
थाना –सिमरी बख्तियारपुर, 
जिला - सहरसा, बिहार 

पिन -852127 


राजस्व 
अधिकारी, 
अंचल 


110 


108151 


सहरसा 


12.06.1992 


763 


02 

02 
अनुसूचित | अनुसूचित 
जाति जाति 


कार्यालय, 
नानपुर, 


सीतामढ़ी 


111 


124573 


दरभंगा 


05.11.1991 


785 


04 
अत्यन्त 
पिछडा 
वर्ग 


04 
अत्यन्त 
पिछडा 
वर्ग 


सुश्री बुच्ची कुमारी 
पिता - श्री मंगनु साहनी, 

ग्राम - होरलपट्टी, पो 0 
आनंदपुर, थाना - अशोक 
पेपर मिल, जिला - दरभंगा, 
बिहार, पिनकोड-847101 

सुश्री प्रीति कुमारी 
पिता - श्री प्रदीप कुमार, 
ग्राम - फुलैया, पो 0 - महसौरा, 

थाना - रामगढ़चौक , 
जिला - लखीसराय , बिहार, 


राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय , 
सोनवर्षा, 
सीतामढ़ी 


112 


115212 


लखीसराय 


20.12.1990 


795 


04 
अत्यन्त 
पिछड़ा 
वर्ग 


04 
अत्यन्त 
पिछडा 
वर्ग 


राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय, 
गिद्धौर , जमुई 


पिन -811107 


113 


178242 


गया 


03.03.1986 


798 


04 
अत्यन्त 
पिछडा 
वर्ग 


04 
अत्यन्त 
पिछडा 
वर्ग 


सुश्री निकहत परवीन 
पिता - मो 0 इदरीस , 
पता - बुनियादगंज , 
थाना - अलीपुर , 
गया -823003 

श्री योगन्द्र दास 
पिता - स्व 0 चुल्हाय दास, 
ग्राम - हाथी दास टोला , वार्ड 

न0-8, गांधीपथ, 
पो + था + जिला - सहरसा , 

बिहार 


. 


114 


124856 


सहरसा 


08.05.1973 


801 


02 02 
अनुसूचित | अनुसूचित 
जाति 

जाति 


राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय, 
परवलपुर, 
नालन्दा 
राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय, 
चोरौत , 
सीतामढ़ी 
राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय, 
सुरसंड , 
सीतामढ़ी 
राजस्व 
अधिकारी, 
अंचल 


115 


123586 


प ० चम्पारण 


05.05.1991 


807 


01 
सामान्य 


01 
सामान्य 
( FFD ) 


श्री मणि भूषण कुमार 
पिता - श्री भिखारी राय, 

ग्राम + पो ० - यादव छापर , 
थाना - चनपटिया , बेतिया , प० 
चम्पारण, बिहार -845450 

सुश्री नेहा कुमारी 
पिता- ललन कुमार गुप्ता , 
नियर आर0 एन0 कॉलेज, 

चउहट्टा, हाजीपुर, 
वैशाली -844101 


116 


185316 


वैशाली 


28.11.1992 


835 


04 
अत्यन्त 
पिछडा 
वर्ग 


04 
अत्यन्त 
पिछडा 
वर्ग 


कार्यालय, 


117 


237223 


खगड़िया 


10.05.1991 


873 


04 
अत्यन्त 
पिछडा 
वर्ग 


04 
अत्यन्त 
पिछडा 
वर्ग 


तेघडा, 
बेगूसराय 
राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय, 

जमुई 
राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय, 


सुश्री गरीमा गितिका 
पिता - श्री अभय कुमार, 
पता - वार्ड नं0-02, गांधी 

नगर, खगड़िया , 
बिहार -851204 

श्री गुंजन कुमार 
पिता - श्री गोबिन्द चौधरी, 
ग्राम - छोटी बदलपुरा, पो 0+ 
थाना - खगौल, जिला - पटना, 

बिहार, पिन -801105 


सोन्हो, 


118 


140307 


पटना 


15.01.1992 


909 


02 02 
अनुसूचित | अनुसूचित 
जाति जाति 


परसौनी, 


119 


सीतामढ़ी 
राजस्व 
अधिकारी, 
अंचल 


श्री परम प्रकाश नंद 
पिता - श्री ब्रजनन्दन रविदास , 

ग्राम - नान्हु विगहा, 


288542 


गया 


02.01.1988 


02 02 
अनुसूचित | अनुसूचित 
जाति जाति 


918 


18 


बिहार गजट , 23 अक्तूबर 2019 


कार्यालय , 
लक्ष्मीपुर, जमुई 

राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय, 
मरौना, सुपौल 


120 


133735 


जमुई 


18.05.1991 


02 02 
अनुसूचित | अनुसूचित 
जाति जाति 


922 


121 


177738 


पूर्णियां 


15.07.1984 


923 


02 02 
अनुसूचित | अनुसूचित 
जाति जाति 


राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय , 
राघोपुर , सुपौल 


122 


144651 


पो 0 - पियार, थाना - अतरी, 
जिला - गया , बिहार 

श्री निशीथ नन्दन 
पिता - स्व ० नंदन रजक , 
ग्राम - हरमा पहाड़ी, टेंगहरा, 

पो 0+ थाना - लक्ष्मीपुर, 
जिला - जमुई, पिन -811312 

श्री आलोक कुमार 
पिता - श्री रूप लाल रजक , 
ग्राम - पीपरा, वार्ड सं0-05 , 
पो ० - मच्छट्टा, थाना - अमौर, 

जिला - पूर्णियां, 
बिहार -854315 
श्री रवि प्रकाश गौतम 
पिता - श्री शिवसागर राम, 
ग्राम - सिरबिट , पो 0 - अमांव , 
थाना - चैनपुर , जिला - कैमूर, 
बिहार , पिन कोड -821106 
श्री रंजन कुमार दिवाकर 
पिता - श्री निर्धण दास , 
ग्राम - विशनपुर गौसी, 
पो 0 - बासुदेवपुर चन्देल , 

थाना - महनार , 
जिला - वैशाली.. 
बिहार -844501 
श्री निरंजन सुमन 
पिता - श्री अतु लाल, 
ग्राम अकौनी पो 0 - रेगनिया , 

थाना - रफिगंज , 
जिला - औरंगाबाद , बिहार 


कैमूर 


26.02.1990 


927 


02 02 
अनुसूचित | अनुसूचित 
जाति जाति 


राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय , 
बथनाहा , 
सीतामढ़ी 


123 


146400 


वैशाली 


25.12.1976 


933 


02 

02 
अनुसूचित | अनुसूचित 
जाति जाति 


राजस्व 
अधिकारी , 

अंचल 
कार्यालय, 
बैरगनिया , 
सीतामढ़ी 


124 


राजस्व 
अधिकारी , 

अंचल 
कार्यालय , 
सुप्पी, सीतामढ़ी 


105899 


औरंगाबाद 


30.01.1982 


02 02 
अनुसूचित | अनुसूचित 
जाति जाति 


941 


125 


1806701 


श्री राहुल कुमार 
पिता - श्री बुद्ध देव मांझी, 

गांव - माड़र, पो 0 - परसा , 
थाना - परसा, जिला - सारण, 

बिहार, पिन -841219 


सारण 


12.05.1986 


950 


02 02 
अनुसूचित | अनुसूचित 
जाति जाति 


राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय, 
सरायगढ़ 
भपटियाही. 
सुपौल 


श्री रंधीर कुमार 


126 


185280 


पिता - श्री नंद किशोर 
चौधरी, ग्राम + पो 0 - राजौली, 
(नियर रजौली पुलिस 
स्टेशन) जिला - नवादा, 
बिहार , पिन -805125 


नवादा 


01.02.1993 


963 


02 02 
अनुसूचित | अनुसूचित 
जाति जाति 


राजस्व 
अधिकारी , 

अंचल 
कार्यालय , 
पिपरा, सुपौल 


127 


134034 


सुश्री पुष्पा कुमारी 
पिता - स्व 0 सुदर्शन प्रसाद , 

ग्राम - गहबर टोला, 
पो 0 - जितौरा, थाना - पीरो, 

जिला - भोजपुर , 
बिहार -802159 


भोजपुर 


11.03.1985 


975 


02 02 
अनुसूचित | अनुसूचित 
जाति जाति 


राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय, 
बरहट, जमुई 


श्री कुमार अभिषेक 


128 


138055 


सारण 


25.02.1980 


993 


02 02 
अनुसूचित | अनुसूचित 
जाति जाति 


राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय , 
छातापुर, सुपौल 


पिता - श्री बालेश्वर प्रसाद , 

गांव - सेमरिया , 

पो ० - रिविलगंज , 
थाना - रिविलगंज, छपरा , 
सारण, 

पिन -841305 
श्रीमती रानी कुमारी 
पिता - श्री सीताराम प्रसाद, 
पति - श्री उपेन्द्र कुमार, 
पता - काजमुनीचक , वार्ड 
सं0-18, पो 0+ थाना - बाढ़ , 
जला - पटना, पिन -803213 


129 


228915 


पटना 


17.09.1984 


1064 


02 02 
अनुसूचित | अनुसूचित 
जाति जाति 


राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय, 
सूर्यगढ़ा, 
लखीसराय 


बिहार गजट , 23 अक्तूबर 2019 


19 


130 


पटना 


पो 0 - सरासत , 


11.11.1993 


1072 


02 

02 
अनुसूचित | अनुसूचित 
जाति जाति 


राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय, 
डंडारी, 
बेगूसराय 
राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय, 
छौडाही, 
बेगूसराय 


131 


भोजपुर 


15.01.1992 


1100 


02 02 
अनुसूचित | अनुसूचित 
जाति जाति 


132 


औरंगाबाद 


03.01.1992 


1107 


05 
पिछडा 
वर्ग 


05 
पिछड़ा 

वर्ग 
(Disabl 

ed - 
DD ) 


राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय, 
कलेर, अरवल 


133 


कैमूर 


26.02.1991 


1116 


02 02 
अनुसूचित | अनुसूचित 
जाति जाति 


राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय, 

चेरिया 
बरियारपुर, 
बेगूसराय 


134 


सीवान 


03.12.1978 


1128 


02 02 
अनुसूचित | अनुसूचित 
जाति जाति 


सुश्री पूजा विश्वास 
पिता - श्री राम किशोर रजक , 

ग्रा ० - भगवानपुर, 
114737 

थाना - नौबतपुर, 
जिला - पटना, पिन -801109 

सुश्री कौशल्या कुमारी 
पिता - शिव कुमार चौधरी , 

ग्राम - हरपुर, ( लख), 
299479 

पो ० - अंधारी, थाना - चौरी, 
जिला - भोजपुर , बिहार 

पिन -802222 

श्री सतीश कुमार 
पिता - श्री राजेन्द्र प्रसाद 
मेहता, ग्राम - शाहपुर 

पोखरा 
123923 

मोहल्ला, वार्ड -25 , 
थाना + पो 0 - औरंगाबाद, 
जिला - औरंगाबाद, 

पिन -824101 

सुश्री आकांक्षा पुरी 
पिता - श्री राम कुंवर राम , 

ग्राम - मिश्रपुरा, 
102604 

पो०+ थाना - दुर्गावती, 
जिला - कैमूर, भभुआ, 

बिहार -821105 
श्रीमती पुष्पलता कुमारी 
पिता - श्री राजेन्द्र प्रसाद, 

पति - श्री रामपृत बैठा , 
154814 ग्राम - फाजिलपुर, 

पो 0 - हुसैनगंज , 

थाना - हुसैनगंज , 
जिला - सिवान , पिन -841237 

श्रीमति रशिम राज स्वेता 

पिता - श्री भरत भूषण कुमार, 
100092 

पति - श्री रंधीर कुमार, 
ग्राम –बिहट , टोला - खैराजी , 
बेगूसराय , बिहार -851135 

सुश्री कुमारी आँचल 
पिता - श्री भगवान दास , 

ग्राम - चौकीपुर, पो 0 - चंदवा, 
102610 थाना - उदवंतनगर , 

अनुमंडल - आरा सदर , 
जिला – भोजपुर, 

पिन -802301 
सुश्री रजनी कुमारी 
पिता - श्री महेश रजक , 

मो ० - साहेबगंज बिंदटोली, 
105906 

पो ० - चंपानगर , 
थाना - ललमटिया , 
जिला - भागलपुर, 

पिन -812004 
श्रीमती संगीता कुमारी 
पिता - श्री मोहन लाल रजक , 

पति - श्री सुरेश प्रसाद, 

पता - मजिस्ट्रेट कॉलोनी, 
225004 

रामनगरी, रोड नं0-3, 

पो ० - आशियानानगर, 
थाना - राजीवनगर, पटना, 

बिहार -800025 

श्री सिन्हा अभय कुमार 
134304 

पिता - स्व ० राजेन्द्र प्रसाद , 

ग्राम - श्रीरामपुर , 


राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय, 
बड़हिया , 
लखीसराय 


135 


बेगूसराय 


14.04.1986 


1129 


02 02 
अनुसूचित | अनुसूचित 
जाति जाति 


राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय , 
तरियानी, 
शिवहर 


राजस्व 
अधिकारी, 
अंचल 


136 


भोजपुर 


06.12.1986 


1133 


02 02 
अनुसूचित | अनुसूचित 
जाति जाति 


कार्यालय, 


फुल्लीडुमर, 
बांका 


137 


भागलपुर 


01.01.1989 


1146 


02 02 
अनुसूचित | अनुसूचित 
जाति 

जाति 


राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय, 
कटोरिया , बांका 


राजस्व 
अधिकारी, 
अंचल 


138 


पटना 


01.03.1979 


02- | 02 
अनुसूचित | अनुसूचित 
जाति जाति 


1151 


कार्यालय, 


सिलाव , 
नालन्दा 


राजस्व 


04 


139 


गया 


31.05.1974 


1442 


04 
अत्यन्त 


अधिकारी, 


अत्यन्त 


अंचल 


20 


बिहार गजट , 23 अक्तूबर 2019 


प्रखंड - शेरघाटी, 
पो 0 - श्रीरामपुर , गया , 

पिन -824211 


पिछड़ा 
वर्ग 


कार्यालय, 
किशनगंज 

सदर , 
किशनगंज 


पिछड़ा 

वर्ग 
(Disabl 
ed - 
DD ) 
01 
सामान्य 
(Disabl 
ed -VI) 


140 


101161 


श्री प्रशांत शांडिल्य 
पिता - श्री निरंजन झा , 
ग्राम + पो 0 - सैदापुर , 
जिला - गोड्डा, 
झारखंड -814133 


झारखंड 


09.10.1987 


1516 


01 
सामान्य 


राजस्व 
अधिकारी, 

अंचल 
कार्यालय , 
चकाई, जमुई 


भू 


1. उपर्युक्त अंकित सभी नवनियुक्त परीक्ष्यमान राजस्व अधिकारियों को राजस्व अधिकारी के समकक्ष पद कानूनगो 
का अतिरिक्त प्रभार भी दिया जाता है । सभी नवनियुक्त पदाधिकारी अंचल के कार्यों के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार 
-सर्वेक्षण का कार्य भी निष्पादित करेंगे । 

2. (i) पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में यह नियुक्ति औपबंधिक रूप से अगले छ: माह के 
लिए किया जाता है । 

(ii) अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण - पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों के संबंध अलग सूचना पाये जाने एवं पूर्व 
वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन में प्रतिकूल तथ्य प्रतिवेदित होने की स्थिति में संबंधित नव नियुक्त पदाधिकारियों की सेवा बिना किसी 
पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी एवं संबंधित के विरूद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई भी की 


जायेगी । 


( iii) सभी नव नियुक्त पदाधिकारियों की परीक्ष्यमान अवधि 2 वर्षों की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार 
लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा क्रमांक के अनुसार होगी । 

(iv) प्रत्येक अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटो युक्त नियुक्ति संबंधी निर्गत अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराया 
जायेगा, जिसे मूल रूप से संबंधित जिला पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर ही उनका योगदान स्वीकृत किया जा 
सकेगा । 

( v) सभी अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग ( कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प सं0-1919 
दिनांक -18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने / न देने संबंधी घोषणा पत्र योगदान / प्रभार ग्रहण करते समय अनिवार्य 
रूप से प्रस्तुत करेंगे । 

(vi) सभी नियुक्त पदाधिकारियों के लिए आयोजित सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा अन्तः सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त 
करना अनिवार्य होगा । 

3. वित्त विभाग , बिहार, पटना के संकल्प सं0-1964, दिनांक -21.08.2005 एवं पत्रांक -768 पे० को ० , दिनांक -03.07 . 
2007 के आलोक में सभी नव नियुक्त पदाधिकारी नई अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित होंगे । 

4. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक - सह -मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य 
प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । 

5. अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने / योगदान देने हेतु पदस्थापित स्थान पर आने - जाने के लिए कोई यात्रा 
भत्ता देय नहीं होगा । 

6. वैस अभ्यर्थी जो पूर्व में किसी नियोक्ता के अन्तर्गत सेवारत हैं, योगदान के समय विरमन पत्र प्रस्तुत करेंगे । 
अभ्यर्थी द्वारा अन्य सेवा से त्याग पत्र देने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा त्याग पत्र स्वीकृति से संबंधित पत्र प्रस्तुत करना 
अनिवार्य होगा । 

सभी अभ्यर्थियों को यह निदेश दिया जाता है कि अधिसूचना निर्गत होने के उपरान्त 15 दिनों के अन्दर अपना 
योगदान संबंधित जिला पदाधिकारी / कार्यालय प्रधान को निश्चित रूप से समर्पित कर देंगे । निर्धारित अवधि में योगदान नहीं 
करने अथवा योगदान अवधि के विस्तार हेतु साक्ष्य सहित आवेदन नहीं करने की स्थिति में उनकी नियुक्ति रद्द करने पर 
नियमानुसार विचार किया जा सकता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
वीरेन्द्र कुमार 

मिश्र, विशेष सचिव । 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचनाएं 

31 जुलाई 2019 
सं 0 1 / रा.स्था.अंके स्थाना. / पद. - 32 / 2019 सह. / 2757 -- श्री जितेन्द्र कुमार , उप मुख्य अंकेक्षक , सहयोग 
समितियाँ, बिहार राज्य को - ऑपरेटिव बैंक, पटना ( अतिरिक्त प्रभार संयुक्त निबंधक ( अंकेक्षण ), सहयोग समितियाँ, मगध 
प्रमंडल , गया / संयुक्त निबंधक ( अंकेक्षण) , सहयोग समितियाँ, सारण प्रमंडल , छपरा / जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, शिवहर ) को 


बिहार गजट , 23 अक्तूबर 2019 


21 


अपने कार्यों के अतिरिक्त उप मुख्य अंकेक्षक , सहयोग समितियाँ, सारण प्रमंडल, छपरा एवं जिला अंकेक्षण पदाधिकारी , 
सहयोग समितियाँ, सीवान का अतिरिक्त प्रभार तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक दिया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
विनय कुमार, अवर सचिव । 


धु0 र0 द0) को 


11 सितम्बर 2019 
सं 0 1 / रा.स्था स्थाना. / पद.- 45 / 2019 सह. / 3309 -- श्री शम्भुसेन कुमार, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ 
( अवकाश / प्रशिक्षण रक्षित ) कार्यालय निबंधक , सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना ( अतिरिक्त प्रभार - प्रबंध निदेशक , 
अपने कार्यों के अतिरिक्त तत्काल प्रभाव से प्रबंध निदेशक , बिहार राज्य सहकारी तम्बाकू उत्पादक संघ लि 0, पटना का 
अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है । 
2. एतद् संबंधी पूर्व में निर्गत आदेश इस हद तक संशोधित समझा जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
विनय कुमार, अवर सचिव । 


5 अप्रील 2019 
सं0 1 / रा.स्था.(2) सह.से.( व्य .) 06/2004 सह. - 1452 -- विभागीय अधिसूचना सं 0 1184 दिनांक 15.03.2019 को 
अवक्रमित करते हुए श्री बिरेन्द्र ठाकुर, संयुक्त निबंधक, पटना प्रमंडल , पटना को पुत्र के शादी के निमित बिहार सेवा संहिता 
के नियम 227 , 230, 231 एवं 248 में वर्णित प्रावधानानुसार दिनांक 14.01.19 से 27.01.19 तक कुल 14 (चौदह) दिनों के 
उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

2. वित्त विभाग, बिहार , पटना के पत्रांक 5632 दिनांक 26.06.15 के आलोक में छुट्टी वेतन के अन्तर्गत सिर्फ मूल 
वेतन, ग्रेड वेतन, महँगाई भत्ता एवं मकान किराया भत्ता ही भुगतान किया जायेगा । 
3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
विनय कुमार, अवर सचिव । 


28 जून 2019 
सं0 1 / रा.स्था अंके स्थाना. / पद .- 32 / 2019 सह. / 2275 -- श्री जितेन्द्र कुमार , उप मुख्य अकेक्षक, सहयोग 
समितियाँ, बिहार राज्य को - ऑपरेटिव बैंक , पटना ( अतिरिक्त प्रभार संयुक्त निबंधक ( अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, तिरहुत 
प्रमंडल, मुजफ्फरपुर / संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण ), सहयोग समितियाँ, मगध प्रमंडल , गया / उप मुख्य अंकेक्षण , सहयोग 
समितियाँ, भूमि विकास बैंक , पटना / जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, सीतामढ़ी / जिला अंकेक्षण पदाधिकारी , 
सहयोग समितियाँ , शिवहर) को अपने कार्यों के अतिरिक्त संयुक्त निबंधक ( अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, सारण प्रमंडल , छपरा 
का अतिरिक्त प्रभार तत्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक दिया जाता है 

2. उच्चतर पद का अतिरिक्त प्रभार दिये जाने की स्थिति में पदाधिकारी अपने ही वेतनमान में उच्चतर पद के 
प्रभारी समझे जायेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
विनय कुमार, अवर सचिव । 


28 जून 2019 
सं0 1 / रा.स्था.अंके स्थाना. / पद. - 32 / 2019 सह. / 2274 -- बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग के स्तम्भ -2 
में अंकित निम्नांकित पदाधिकारियों को स्तम्भ -4 में अंकित पद / स्थान से स्थानान्तरित करते हुए स्तम्भ -5 में अंकित पद पर 
पदस्थापित करते हुए स्तम्भ -6 में अंकित पद का अतिरिक्त प्रभार तत्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक दिया जाता है 
क्र . पदाधिकारी का 

पदनाम वर्तमान पदस्थापन 

नवपदस्थापित अतिरिक्त प्रभार 
सं . नाम / मूल कोटि की 

पद / स्थान 

पदस्थापन 
वरीयता / गृह जिला 

( अतिरिक्त प्रभार सहित ) 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


1 


उप मुख्य 
अंकेक्षक , 


श्रीमती अनिता 
कुमारी 
07/15 
पटना 


उप मुख्य अकेक्षक , 
सहयोग समितियाँ , सारण 

प्रमंडल, छपरा । 
( संयुक्त निबंधक 
( अंकेक्षण), सहयोग 
समितियाँ, सारण प्रमंडल , 
छपरा / जिला अंकेक्षण 


उप मुख्य अंकेक्षक, 
सहयोग समितियाँ, 
भूमि विकास बैंक, 

पटना । 


सहयोग समितियाँ 


संयुक्त निबंधक 
( अंकेक्षण ), सहयोग 
समितियाँ, तिरहुत 

प्रमंडल, 
मुजफ्फरपुर । 


22 


बिहार गजट , 23 अक्तूबर 2019 


2 


श्री वैद्यनाथ राय 
09/15 
समस्तीपुर 


जिला अंकेक्षण 

पदाधिकारी, 
सहयोग समितियाँ 


पदाधिकारी, सहयोग 
समितियाँ, छपरा) 
जिला अंकेक्षण 
पदाधिकारी, सहयोग 
समितियाँ, वैशाली 
(जिला अंकेक्षण 
पदाधिकारी, सहयोग 
समितियाँ, सीवान ) 


. 


जिला अंकेक्षण जिला अंकेक्षण 
पदाधिकारी, सहयोग | पदाधिकारी, सहयोग 
समितियाँ, 

समितियाँ , 
लखीसराय । 

बेगूसराय / जिला 
अंकेक्षण पदाधिकारी, 

सहयोग 
समितियाँ,मुंगेर / 
जिला अंकेक्षण 
पदाधिकारी, सहयोग 

समितियाँ, जमुई । 
जिला अंकेक्षण जिला अंकेक्षण 
पदाधिकारी, सहयोग | पदाधिकारी, सहयोग 
समितियाँ, गया । 

समितियाँ, शेखपुरा 


3 


श्री किशोर कुमार झा 
13/15 
पूर्णियाँ 


जिला अंकेक्षण 

पदाधिकारी , 
सहयोग समितियाँ 


जिला अंकेक्षण 
पदाधिकारी, सहयोग 
समितियाँ, बेगूसराय । 


4 


श्री आनन्द मोहन 
14/15 
नवादा 


जिला अंकेक्षण 

पदाधिकारी, 
सहयोग समितियाँ 


, 


जिला अंकेक्षण 
पदाधिकारी, सहयोग 
समितियाँ, गया । 
(जिला अंकेक्षण 
पदाधिकारी, सहयोग 
समितियाँ, शेखपुरा ) 


जिला अंकेक्षण जिला अंकेक्षण 
पदाधिकारी, सहयोग | पदाधिकारी , सहयोग 
समितियाँ, वैशाली । समितियाँ, सीवान 

/ जिला अंकेक्षण 
पदाधिकारी, सहयोग 
समितियाँ, छपरा 


2. उच्चतर पद में पदस्थापित होने की दशा में पदाधिकारी अपने ही वेतनमान में उच्चतर पद के प्रभारी समझे 


जायेंगे । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
विनय कुमार, अवर सचिव । 


3 


1 

1 


28 जून 2019 
सं 0 1 / रा.स्था अंके स्थाना. / पद .- 32 / 2019 सह. / 2273 --बिहार सहकारिता सं 0 1 / रा.स्था.प्रश स्थाना. / पद. 
31/2019 सह. / 2273 -- बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग के स्तम्भ -2 में अंकित निम्नांकित पदाधिकारियों को अपने 
कार्यों के अतिरिक्त स्तम्भ -5 में अंकित पद का अतिरिक्त प्रभार तत्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक दिया जाता है: 
क्र . पदाधिकारी का 

पदनाम वर्तमान पदस्थापन पद / स्थान 

अतिरिक्त प्रभार 
सं . नाम / सिविल लिस्ट 

( अतिरिक्त प्रभार सहित ) 
क्रमांक / गृह जिला 
2 

4 

5 
श्री मुकुल कुमार सिन्हा, संयुक्त निबंधक, संयुक्त निबंधक , सहयोग संयुक्त निबंधक , स.स., पटना 
04/18 

स.स. 

समितियाँ, सारण प्रमंडल, छपरा प्रमंडल, पटना । 
समस्तीपुर 
2 श्री संजय कुमार झा , 

सहायक निबंधक, जिला सहकारिता पदाधिकारी, प्रबंध निदेशक , जिला केन्द्रीय 
23/18 

स.स. कटिहार 

सहकारी बैंक लि ., 
सहरसा 

( प्रबंध निदेशक , जिला केन्द्रीय कटिहार / सहायक निबंधक, 
सहकारी बैंक लि ., नेशनल 

स.स., कटिहार । 
बेतिया / जिला सहकारिता 
पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, 
बेतिया / सहायक निबंधक , स.स., 

बेतिया / महाप्रबंधक , 
आई 0 सी 0 डी 0 पी 0, बेतिया के पद 

पर प्रतिनियुक्त ) 


बिहार गजट , 23 अक्तूबर 2019 


23 


3 


श्री संतोष कुमार झा , 
30/18 
दरभंगा 


सहायक निबंधक . 

स.स. 


जिला सहकारिता पदाधिकारी , 

सीवान 
( सहायक निबंधक, स.स., सीवान ) 


प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय 
सहकारी बैंक लि ., सीवान । 


4 


श्री निकेश कुमार , 


सहायक निबंधक, 

स.स. 


52/18 
हजारीबाग , झारखंड । 


जिला सहकारिता पदाधिकारी, 

गया । 
( सहायक निबंधक, स.स., 
गया / सहायक निबंधक, स.स., 

शेरघाटी ) 
जिला सहकारिता पदाधिकारी, 

मोतिहारी । 
2086 / 29.06.2018 
( सहायक निबंधक, स.स., 
मोतिहारी / सिकरहना ) 


जिला सहकारिता पदाधिकारी, 

औरंगाबाद / प्रबंध निदेशक, 
जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक 

लि ., औरंगाबाद / सहायक 
निबंधक , स.स., औरंगाबाद । 
प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय 
सहकारी बैंक लि ., मोतिहारी । 


। 


5 


, 


श्री नयन प्रकाश, 
59/18 
सीवान 


सहायक निबंधक , 

स.स. 


2. उच्चतर पद का अतिरिक्त प्रभार दिये जाने की स्थिति में पदाधिकारी अपने ही वेतनमान में उच्चतर पद के 
प्रभारी समझे जायेंगे । 

3. श्री संजय कुमार झा , जिला सहकारिता पदाधिकारी, कटिहार की प्रबंध निदेशक , जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक 
लि ., नेशनल बेतिया / जिला सहकारिता पदाधिकारी, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया / सहायक निबंधक , स.स., बेतिया / महाप्रबंधक , 
आई 0 सी 0 डी 0 पी 0, बेतिया के पद पर प्रतिनियुक्ति समाप्त समझी जायेगी । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनय कुमार, अवर सचिव । 


28 जून 2019 
सं0 1 / रा.स्था.प्रश स्थाना. / पद. - 31 / 2019 सह. / 2272--बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग के स्तम्भ -2 
में अंकित निम्नांकित पदाधिकारियों को स्तम्भ -4 में अंकित पद / स्थान से स्थानान्तरित करते हुए स्तम्भ -5 में अंकित पद पर 
पदस्थापित करते हुए स्तम्भ -6 में अंकित पद का अतिरिक्त प्रभार तत्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक दिया जाता है : 
पदाधिकारी का 

पदनाम वर्तमान पदस्थापन 

नवपदस्थापित अतिरिक्त प्रभार 
सं . | नाम / सिविल लिस्ट 

पद / स्थान 

पद / स्थान 
क्रमांक / गृह जिला 

( अतिरिक्त प्रभार सहित ) 


क्र . 


1 


2 


3 


1 


श्री दिनेश कुमार, 


सहायक निबंधक, 

स.स. 


4 
जिला सहकारिता 
पदाधिकारी, किशनगंज 


02/18 
पूर्णियाँ 
श्री चन्द्रशेखर सिंह, 
05/18 
सीवान 


2 


6 
प्रबंध निदेशक , बिहार 

स्टेट टुबैको ग्रोवर्स 
कोप. फेड.लि., पटना । 
प्रबंध निदेशक, बिहार 
राज्य सहकारी बैंक 
लि 0 , पटना । 


संयुक्त निबंधक , 


स.स. 


5 
उप निबंधक , स.स., 
पटना प्रमंडल , 

पटना । 
संयुक्त निबंधक, 

कार्यालय 
निबंधक , स.स., 

बिहार , पटना 
उप निबंधक , स.स., 
भागलपुर प्रमंडल , 

भागलपुर । 


प्रबंध निदेशक, बिहार 
राज्य सहकारी बैंक लि 0 . 

पटना । 


स.स. , 


3 


श्री बिरेन्द्र ठाकुर, 
10/18 
सहरसा 


उप निबंधक, 

स.स. 


संयुक्त निबंधक , 
स.स., भागलपुर 
प्रमंडल, भागलपुर । 


संयुक्त निबंधक , स.स., 
पटना प्रमंडल, पटना । 
( उप निबंधक , स.स. , मु .. 

बिहार, पटना / प्रबंध 
निदेशक , बिहार राज्य 

हस्तकरघ , बुनकर , 
कोप.फेड.लि., पटना) 
प्रबंध निदेशक, जिला 
केन्द्रीय सहकारी बैंक 

लि 0, पूर्णियाँ । 
(जिला सहकारिता 

पदाधिकारी, 
पूर्णियाँ / सहायक 


4 


सहायक निबंधक , 

स.स. 


श्री कविन्द्र नाथ 
ठाकुर, 
12/18 
किशनगंज 


जिला सहकारिता 
पदाधिकारी, पूर्णियाँ 


प्रबंध निदेशक , जिला 
केन्द्रीय सहकारी बैंक 

लि ., पूर्णियाँ / 
सहायक निबंधक . 
सहयोग समितियाँ, 
पूर्णियाँ / जिला 


24 


बिहार गजट , 23 अक्तूबर 2019 


सहकारिता पदाधिकरी 

-सह- सहायक 
निबंधक , सहयोग 
समितियाँ, अररिया / 
महाप्रबंधक, आई 0 सी 0 

डी ० पी ०, अररिया । 


. 


5 


सहायक निबंधक, 


श्री बबन मिश्र, 
17/18 
भोजपुर 


जिला सहकारिता 
पदाधिकारी , आरा । 


स.स. 


प्रबंध निदेशक , जिला 
केन्द्रीय सहकारी बैंक 
लि ., आरा / सहायक 
निबंधक , सहयोग 
समितियाँ, आरा । 


निबंधक , सहयोग 
समितियाँ, पूर्णियाँ / जिला 
सहकारिता पदाधिकरी 
-सह- सहायक 
निबंधक, सहयोग 

समितियाँ , 
अररिया / महाप्रबंधक, 
आई0 सी 0 डी 0 पी 0, 

अररिया ) 
प्रबंध निदेशक, जिला 
केन्द्रीय सहकारी बैंक 
लि ., गोपालगंज । 
(जिला सहकारिता 
पदाधिकारी, गोपालगंज । 
सहायक निबंधक, स.स., 

गोपालगंज ।) 
विशेष पदाधिकारी 
( उपभोक्ता), बिहार, 

पटना । 
( प्रबंध निदेशक , बिहार 

राज्य सुगर 
कोप.फेड.लि. , पटना ।) 
प्रबंध निदेशक, जिला 
केन्द्रीय सहकारी बैंक 

लि . , आरा 
(जिला सहकारिता 
पदाधिकारी, भोजपुर , 
आरा / सहायक निबंधक , 

स.स., आरा) 


6 


सहायक निबंधक, 

स.स. 


श्री शशि शेखर 
सिन्हा, 
18/18 
जहानाबाद 


उप निबंधक, स.स. 
(ईंख), कार्यालय 
निबंधक, स.स. , 
बिहार, पटना । 


प्रबंध निदेशक , बिहार 

राज्य सुगर 
कोप.फेड.लि. , पटना । 


7 


श्री प्रभात कुमार, 


सहायक निबंधक, 

स.स. 


26/18 
पटना 


जिला सहकारिता 

पदाधिकारी, 
सीतामढी । 


प्रबंध निदेशक , जिला 
केन्द्रीय सहकारी बैंक 

लि ., सीतामढ़ी / 
जिला सहकारिता 

पदाधिकारी 
-सह - सहायक 
निबंधक , स.स., 
शिवहर / सहायक 

निबंधक, स.स., 
सीतामढ़ी / सहायक 
निबंधक, स.स., पुपरी । 


8 


सहायक निबंधक, 

स.स. 


श्री पारसनाथ 
प्रसाद, 
27/18 
गोपालगंज 


सहायक निबंधक 
स.स., (हस्तकरघा). 
बिहार , पटना । 


प्रबंध निदेशक, जिला 
केन्द्रीय सहकारी बैंक 

लि ., सीतामढ़ी । 
(जिला सहकारिता 

पदाधिकारी, 
सीतामढ़ी / जिला 
सहकारिता पदाधिकारी 

-सह 
सहायक निबंधक 
सहयोग समितियाँ, 

शिवहर ) 
जिला सहकारिता 
पदाधिकारी - सह - सहाय 
क निबंधक, स.स., 

अररिया 
( सहायक निबंधक , 

स.स.( बुनकर), 
गुलजारबाग , पटना के 
पद पर प्रतिनियुक्त ) 


9 


सहायक निबंधक, 

स.स. 


श्री सैयद सरवर 
हुसैन, 
28/18 
पटना 


सहायक निबंधक, 
स.स. ( खादी), बिहार , 

पटना । 


बिहार गजट , 23 अक्तूबर 2019 


25 


10 


सहायक निबंधक, 

स.स. 


श्री राम नरेश 
पाण्डेय , 
34/18 
सहरसा 


जिला सहकारिता 

पदाधिकारी, 
गोपालगंज । 


प्रबंध निदेशक, जिला 
केन्द्रीय सहकारी बैंक 
लि ., गोपालगंज / 
सहायक निबंधक, 
सहयोग समितियाँ, 

गोपालगंज । 


11 


श्री संजय कुमार, 
36/18 
नालन्दा 


सहायक निबंधक , 

स.स. 


जनसंपर्क 
पदाधिकारी, बिहार, 

पटना । 


प्रबंध निदेशक, जिला 
केन्द्रीय सहकारी बैंक 

लि ., कटिहार । 
( सहायक निबंधक, 
सहयोग समितियाँ, 

कटिहार / जिला 
सहकारिता पदाधिकारी, 

कटिहार ।) 
प्रबंध निदेशक, जिला 
केन्द्रीय सहकारी बैंक 
लि ., नेशनल, बेतिया 
(जिला सहकारिता 

पदाधिकारी, 
बेतिया / सहायक 
निबंधक , स.स., 
बेतिया / महाप्रबंधक, 
आई0 सी 0 डी 0 पी 0, बेतिया) 
( राज्य अनुश्रवण 

पदाधिकारी 
आई0 सी 0 डी 0 पी 0, बिहार , 
पटना के पद पर 

प्रतिनियुक्त ) 
प्रबंध निदेशक, जिला 
केन्द्रीय सहकारी बैंक 

लि ., भागलपुर 
(जिला सहकारिता 
पदाधिकारी, भागलपुर 
सहायक निबंधक , 

स.स., 
भागलपुर / सहायक 
निबंधक, स.स., 

नवगछिया / 
जिला सहकारिता 

पदाधिकारी, 
बाँका / सहायक निबंधक, 

स.स., बाँका) 
(बिहार राज्य सब्जी 
प्रसंस्करण एवं विपणन 
योजना के प्रभारी के रूप 

में मुख्यालय में 

प्रतिनियुक्त ) 
प्रबंध निदेशक, जिला 
केन्द्रीय सहकारी बैंक 

लि ., सीवान । 


12 


श्री विकास कुमार 
बरियार, 
37/18 
औरंगाबाद 


सहायक निबंधक, 

स.स. 


विशेष पदाधिकारी 
( उपभोक्ता), बिहार , 

पटना । 


13 


श्री सत्येन्द्र कुमार 
प्रसाद, 


सहायक निबंधक, 

स.स. 


जिला सहकारिता 
पदाधिकारी, नालन्दा , 
बिहारशरीफ । 


40/18 
गोपालगंज 


प्रबंध निदेशक, जिला 
केन्द्रीय सहकारी बैंक 

लि . , नालन्दा, 
बिहारशरीफ / 
सहायक निबंधक , 
स.स., बिहारशरीफ / 

महाप्रबंधक, 
आई ० सी ० डी ० पी ० , 
बिहारशरीफ । 


26 


बिहार गजट , 23 अक्तूबर 2019 


14 


श्रीमती अंजली 
मेहता, 
41/18 
कटिहार 


, 


में । 


15 

श्री भरत कुमार , 
44/18 

पटना 
16 श्री संजय कुमार 

मंडल, 
48/18 
भागलपुर 


स.स., 


17 | मो . अमजद हयात 

बर्क, 
49/18 
मुजफ्फरपुर 


सहायक निबंधक, सहायक निबंधक , स.स. सहायक निबंधक , 
स.स. ( खादी), बिहार , पटना स.स. ( अवकाश / 

( सहायक निबंधक, स.स. प्रशिक्षण रक्षित ), 
( अवकाश / प्रशिक्षण 

बिहार, पटना । 
रक्षित), बिहार, पटना ) 
सहायक निबंधक , पदस्थापन की प्रतीक्षा सहायक निबंधक, स.स .. 
स.स. 

कार्यालय निबंधक , 

स.स., बिहार , पटना । 
सहायक निबंधक , सहायक निबंधक 

जिला सहकारिता प्रबंध निदेशक जिला 
स.स. सहयोग समितियाँ, 

पदाधिकारी, 

केन्द्रीय सहकारी बैंक 
सीतामढ़ी खगड़िया । 

लि ., 
( सहायक निबंधक, स.स. , 

खगड़िया / सहायक 
पुपरी) 

निबंधक , स.स., 

खगड़िया । 
सहायक निबंधक , जिला सहकारिता जिला सहकारिता सहायक निबंधक, 
स.स. पदाधिकारी, नालन्दा 

पदाधिकारी, दरभंगा । 
(बिहारशरीफ ) 

दरभंगा / सहायक 
( सहायक निबंधक , स.स. , 

निबंधक, सहयोग 
बिहारशरीफ / सहायक 

समितियाँ, 
निबंधक , स.स., 

बेनीपुर / महाप्रबंधक, 
हिलसा / महाप्रबंधक, 

आई ० सी ० डी ० पी ० , 
आई0 सी 0 डी 0 पी 0, 

दरभंगा । 
बिहारशरीफ , 
नालन्दा / प्रबंध निदेशक, 
जिला केन्द्रीय सहकारी 
बैंक लि ., नालन्दा, 

बिहारशरीफ ) 
सहायक निबंधक , जिला सहकारिता जिला सहकारिता प्रबंध निदेशक, जिला 
स.स. 

पदाधिकारी, जहानाबाद | पदाधिकारी, मुंगेर । केन्द्रीय सहकारी बैंक 
( सहायक निबंधक, सहयोग 

लि ., मुंगेर - जमुई, 
समितियाँ, जहानाबाद / 

मुंगेर / सहायक 
महाप्रबंधक, आई.सी.डी.पी. 

निबंधक, सहयाग 
जहानाबाद / 

समितियाँ, मुंगेर । 
जिला सहकारिता 
पदाधिकारी - सह- सहायक 

निबंधक , स.स. , अरवल ।) 
सहायक निबंधक , प्रबंध निदेशक, जिला जिला सहकारिता सहायक निबंधक, 
स.स. 

केन्द्रीय सहकारी बैंक पदाधिकारी, रोहतास, सहयोग समितियाँ, 
लि ., मोतीहारी । 

सासाराम । 

सासाराम । 
सहायक निबंधक , प्रबंध निदेशक, जिला प्रबंध निदेशक, जिला जिला सहकारिता 
स.स. 

केन्द्रीय सहकारी बैंक केन्द्रीय सहकारी बैंक | पदाधिकारी, नवादा / 
लि ., मुंगेर - जमुई, मुंगेर । 

लि ., नवादा । 

सहायक निबंधक, 
(जिला सहकारिता 

स.स., नवादा / जिला 
पदाधिकारी, मुंगेर / 

सहकारिता 
सहायक निबंधक , स.स., 

पदाधिकारी , 

शेखपुरा 
मुंगेर ।) 

सहायक निबंधक, 
सहयोग समितियाँ, 

शेखपुरा । 


18 


श्री विद्याभूषण मिश्र, 
51/18 
कैमूर 


19 


20 


श्री समरेश 

कुमार , 
53/18 
जहानाबाद 
श्री मो . शाहनाबाज 
आलम , 
55/18 
नालंदा 


बिहार गजट , 23 अक्तूबर 2019 


27 


सहायक निबंधक, 

स.स. 


21 | मो . जैनुल आबदीन 

अंसारी , 
56/18 
भोजपुर 


प्रबंध निदेशक, जिला 
केन्द्रीय सहकारी बैंक 

लि ., समस्तीपुर 


जिला सहकारिता 

पदाधिकारी, 
भागलपुर । 


प्रबंध निदेशक, जिला 
केन्द्रीय सहकारी बैंक 
लि ., भागलपुर / 
सहायक निबंधक, 
स.स., भागलपुर / 
सहायक निबंधक , 
स.स., नवगछिया । 


22 


श्री अरविन्द कुमार 
पासवान , 
58/18 
पूर्णियाँ 


जिला सहकारिता 

पदाधिकारी 
-सह- सहायक 
निबंधक, स.स., 

सुपौल । 


सहायक निबंधक, सहायक निबंधक , स.स. 
स.स. ( अवकाश / प्रशिक्षण रक्षित ) 

बिहार, पटना 
(जिला सहकारिता 
पदाधिकारी -सह- सहायक 

निबंधक, स.स., 
सुपौल / प्रबंध निदेशक 
जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक 
लि ., सुपौल / सहायक 

निबंधक, स.स., 
वीरपुर / सहायक निबंधक , 
स.स., त्रिवेणीगंज के पद 

पर प्रतिनियुक्त ) 


जिला सहकारिता 

पदाधिकारी, 
मधेपुरा / सहायक 
निबंधक , स.स., 
मधेपुरा / सहायक 
निबंधक , स.स., 
उदाकिशुनगंज / 
प्रबंध निदेशक जिला 
केन्द्रीय सहकारी बैंक 

लि ., सुपौल / 
सहायक निबंधक. 


स.स. , 


वीरपुर / सहायक 
निबंधक, स.स., 
त्रिवेणीगंज 


23 


श्री संजीव कुमार 
सिंह, 


सहायक निबंधक, 


स.स. 


जिला सहकारिता 
पदाधिकारी - सह - सह 
यक निबंधक , स.स., 

जमुई । 


60/18 
बाँका 


24 


श्री धर्मनाथ प्रसाद, 
62/18 
पूर्वी चम्पारण 


सहायक निबंधक , 

स.स. 


जिला सहकारिता 
पदाधिकारी , नवादा । 

(जिला सहकारिता 
पदाधिकारी - सह- सहायक 

निबंधक , स.स., 
जमुई / सहायक निबंधक, 

स.स., नवादा) 
प्रबंध निदेशक , जिला 
केन्द्रीय सहकारी बैंक 

लि ., औरंगाबाद । 
( जिला सहकारिता 
पदाधिकारी औरंगाबाद / 

सहायक निबंधक. 
सहयोग समितियाँ, 

औरंगाबाद ) 
प्रबंध निदेशक, जिला 
केन्द्रीय सहकारी बैंक 

लि ., नवादा । 


उप महाप्रबंधक, 

बिहार स्टेट 
को - ऑपरेटिव बैंक 
लि . , पटना । 


25 


श्री 

बाबू राजा, 
63/18 
सीवान 


सहायक निबंधक . 

स.स. 


जिला सहकारिता 

पदाधिकारी , 
जहानाबाद । 


जिला सहकारिता 
पदाधिकारी - सह - सहायक 
निबंधक , सहयोग 

समितियाँ, 
अरवल / सहायक 
निबंधक, सहयोग 
समितियाँ, जहानाबाद / 

महाप्रबंधक, आई0 
सी 0 डी 0 पी 0 , जहानाबाद । 


28 


बिहार गजट , 23 अक्तूबर 2019 


26 


श्री अरूण कुमार , 
65/18 
जमुई 


सहायक निबंधक, 

स.स. 


जिला सहकारिता 
पदाधिकारी, बाँका । 


सहायक निबंधक. 
स.स., बाँका । 


सहायक निबंधक, स.स., 

दरभंगा । 
(जिला सहकारिता 

पदाधिकारी , 
दरभंगा / सहायक निबंधक , 

सहयोग समितियाँ, 
बेनीपुर / महाप्रबंधक , 
आई0 सी 0 डी 0 पी 0, दरभंगा) 


27 


श्री मिथिलेश कुमार, 

सहायक निबंधक , सहायक निबंधक, स.स., जिला सहकारिता प्रबंध निदेशक , जिला 
71/18 

स.स. 

किशनगंज । पदाधिकारी, पश्चिमी केन्द्रीय सहकारी बैंक 
वैशाली 

चम्पारण , बेतिया । लि ., नेशनल , बेतिया 

/ सहायक निबंधक, 
स.स., बेतिया / 

महाप्रबंधक , 
आई0 सी 0 डी 0 पी 0 , 

बेतिया । 
श्री आनन्द कुमार 

सहायक निबंधक , जिला सहकारिता जिला सहकारिता सहायक निबंधक, 
चौधरी, 

स.स. पदाधिकारी , मधेपुरा । पदाधिकारी , 

स.स., किशनगंज । 
73/18 

( सहायक निबंधक, सहयोग 

किशनगंज । 
पटना 

समितियाँ, मधेपुरा / 
सहायक निबंधक, सहयोग 

समितियाँ, उदाकिशुनगंज ।) 
2. उच्चतर पद में पदस्थापित होने की दशा में पदाधिकारी अपने ही वेतनमान में उच्चतर पद के प्रभारी समझे 


28 


जायेंगे । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
विनय कुमार, अवर सचिव । 


गृह जिला 


24 जून 2019 
सं0 1 / रा.स्था.नि. -42 / 2018 / 2191 -- बिहार लोक सेवा आयोग की 56 वीं से 59 वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता 
परीक्षा के आधार पर अनुशंसित एवं विभागीय अधिसूचना संख्या -275 दिनांक -16.01.2019 द्वारा जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, 
सहयोग समितियाँ के पद पर नियुक्त निम्न पदाधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ -4 में अंकित पद एवं स्थान पर 
तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 
क्र . पदाधिकारी का नाम / बिहार लोक सेवा 

पदस्थापन का पद / स्थान 
सं . 

आयोग की वरियता 
2 

4 
1 . श्री मुकेश कुमार / 

जिला अंकेक्षण पदाधिकारी , सहयोग समितियाँ, 

सीतामढी । 
392 
2 . श्री असीम कुमार / 

पटना जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ , 
482 

छपरा । 
बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
विनय कुमार, अवर सचिव । 


1 


3 


समस्तीपुर 


24 जून 2019 
सं 0 1 / रा.स्था.नि.- 41 / 2018 / 2190 -- बिहार लोक सेवा आयोग की 56 वीं से 59 वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता 
परीक्षा के आधार पर अनुशंसित एवं विभागीय अधिसूचना संख्या -274 दिनांक -16.01.2019 द्वारा सहायक निबंधक , सहयोग 
समितियाँ के पद पर नियुक्त निम्न पदाधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ -4 में अंकित पद एवं स्थान पर तत्काल 
प्रभाव से अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 
क्र . पदाधिकारी का नाम / बिहार लोक सेवा 

पदस्थापन का पद / स्थान 
सं . 

आयोग की वरियता 


गृह जिला 


1 


2 


4 


3 
पटना 


1 . 


ओझा / 


श्री 

अमृताश 
326 


सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, सोनपुर । 


बिहार गजट , 23 अक्तूबर 2019 


29 


2 . 


श्री शिवम कुमार / 


खगड़िया 


331 


सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, 

पटना सदर , पटना । 
सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, समस्तीपुर । 


3 . 


श्री रंजीत कुमार / 


बेगूसराय 


405 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
विनय कुमार, अवर सचिव । 


13 जून 2019 
सं 0 01 / रा.स्था.बि.स.से.- 40 / 2007-2065 -- श्री अभय झा , सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, 
( अवकाश / प्रशिक्षण रक्षित), कार्यालय निबंधक , सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना की सेवा श्री अशोक चौधरी, माननीय मंत्री, 
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव के रूप में कार्य करने हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार , पटना को 
सौंपी जाती है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

ऋचा कमल, उप - सचिव । 


-- 


क्र.सं. 


1 


27 मई 2019 
सं 0 1 / रा.स्था.से.सम्पु . - 16 / 2018 सह. - 1922 -- बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग के निम्न पदाधिकारियों 
को 

मूल कोटि पद सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ / समकक्ष के स्थायी पद पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ -5 में अंकित 
तिथि से सेवा संपुष्ट किया जाता है: 
पदाधिकारी का नाम 

वरियता कोटि क्रमांक प्रथम नियुक्ति की तिथि सेवा संपुष्टि की तिथि 
2 

3 4 

5 
1 . श्री विरेन्द्र शर्मा 

61/18 26.10.2009 

07.08.2018 
2 . श्री अरूण कुमार 

65/18 31.10.2009 

07.08.2018 
3. श्री मिथिलेश कुमार 66/18 25.03.2011 

07.08.2018 
4 . श्री बाबू राजा 

63/18 03.11.2009 

07.08.2018 
5 . श्री अमर कुमार झा 

69/18 10.01.2014 

07.08.2018 
बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
विनय कुमार, अवर सचिव । 


22 मई 2019 
सं 0 1 / सह 0 राज0 स्था ०(निजी) -21 / 2019 सह0-1891 -- श्रीमती लवली, जिला सहकारिता पदाधिकारी, पटना को 
दिनांक 08.08.2018 को प्रथम संतान (पुत्री) के जन्म के फलस्वरूप बिहार सेवा संहिता के नियम 220 एवं वित्त विभागीय 
अधिसूचना संख्या -640 दिनांक -19.01.2018 में वर्णित प्रावधानानुसार दिनांक 09.03.2018 से 04.09.2018 तक कुल 180 (एक 
सौ अस्सी) दिनों के मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 
2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
विनय कुमार, अवर सचिव । 


10 मई 2019 
सं 0 1 / रा.स्था.निजी -05 / 19 / सह. - 1792 -- श्री संजीव कुमार सिंह, जिला सहकारिता पदाधिकारी, नवादा को 
स्वयं के स्वास्थ्य कारणों हेतु बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 में वर्णित प्रावधानानुसार दिनांक 08.08.18 से 
21.10.18 तक कुल 75 (पचहत्तर) दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

वित्त विभाग, बिहार , पटना के पत्रांक 5632 दिनांक 26.06.15 के आलोक में छुट्टी वेतन के अन्तर्गत सिर्फ मूल 
वेतन, ग्रेड वेतन, महँगाई भत्ता एवं मकान किराया भत्ता ही भुगतान किया जायेगा 
3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
विनय कुमार, अवर सचिव । 


7 मई 2019 
सं 0 1 / सहO राजस्था०(निजी) -19 / 2014-1750 -- मो ० निसार अहमद , जिला सहकारिता पदाधिकारी, सारण , छपरा 
को उनके पुत्र एवं पत्नी के ईलाज हेतु बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 में वर्णित प्रावधानानुसार दिनांक 16 . 
10.18 से 31.10.18 तक कुल 16 ( सोलह) दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है । 


30 


बिहार गजट , 23 अक्तूबर 2019 


2. वित्त विभाग , बिहार, पटना के पत्रांक 5632 दिनांक 26.06.15 के आलोक में छुट्टी वेतन के अन्तर्गत सिर्फ मूल 
वेतन, ग्रेड वेतन, महँगाई भत्ता एवं मकान किराया भत्ता ही भुगतान किया जायेगा । 
3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
विनय कुमार, अवर सचिव । 


10 मई 2019 
सं0 1 / रा.स्था.वि.स.से.पदा. - 75 / 2007 / 1673-- श्री अजय कुमार अलंकार, व्याख्याता - सह- प्राचार्य, सहकारिता 
प्रशिक्षण केन्द्र, पूसा, समस्तीपुर को उनकी माताजी के देहावसान के कारण बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 
में वर्णित प्रावधानानुसार दिनांक 07.06.2018 से 24.06.2018 कुल 18 ( अठारह) दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर 
स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

2. वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 5632 दिनांक 26.06.15 के आलोक में छुट्टी वेतन के अन्तर्गत सिर्फ मूल 
वेतन, ग्रेड वेतन, महँगाई भत्ता एवं मकान किराया भत्ता ही भुगतान किया जायेगा । 
3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
ऋचा कमल, उप - सचिव । 


गृह जिला 


आयोग द्वारा 


संयुक्त मेघा 


1 अगस्त 2019 
सं0 01 / रा स्था.नि.- 27 / 2019 सह.- 2770 -- बिहार लोक सेवा आयोग की 60 वीं से 62 वीं सम्मिलित संयुक्त 
प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सहायक निबंधक , सहयोग समितियाँ / समकक्ष के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित 
निम्नलिखित अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्तों के अधीन पे मेट्रिक्स लेवल -9 ( ₹ 53100-167800 ) में ( राज्य सरकार द्वारा समय 
समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ) औपबंधिक रूप से परीक्ष्यमान सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ के पद पर 
नियुक्त करते हुए उनके नाम के समक्ष कॉलम -6 में अंकित पद / स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है : 
क्र . अभ्यर्थी का नाम 

आयोग 

पदस्थापित पद / स्थान 
सं . 

निर्धारित 

द्वारा 

आवंटित 
क्रमांक 

आ 

कोटि 
1 2 3 

6 
श्री श्रीन्द्र नारायण 

रोहतास 

268 

01 सहायक निबंधक , सहयोग समितियाँ. 
( सासाराम ) 

औरंगाबाद । 
श्री गुंजन कुमार वैशाली 

जिला सहकारिता 
( हाजीपुर ) 

पदाधिकारी - सह - सहायक निबंधक , 

सहयोग समितियाँ, शिवहर | 
3 . श्री शशिकांत शशि 

पटना 847 

सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ. 

गया । 


4 


5 


1 . 


2 . 


304 


05 


02 


( ) चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में अगले छ: माह के लिए उपर्युक्त नियुक्ति 
औपबंधिक रूप से की जाती है । 

(ii ) अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण - पत्रों के संबंधित बोर्ड / संस्था से सत्यापन के क्रम में तथा 
चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन में यदि कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है तब इन नवनियुक्त पदाधिकारियों की सेवा 
तत्कालिक प्रभाव से रद्द कर दी जायेगी एवं उनके विरूद्ध आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई की जा सकेगी । 

( iii) सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों की परीक्ष्यमान अवधि दो वर्षों की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार 
लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेघा क्रमांक के अनुसार होगी । 

( iv ) प्रत्येक अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति संबंधी निर्गत अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराया 
जायेगा जिसे संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी / सहायक निबंधक , सहयोग समितियाँ, के समक्ष मूल रूप से ही प्रस्तुत 
कर प्रभार ग्रहण करेंगे । 

( v ) सभी अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग ( कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प 
संख्या -1919 दिनांक -18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने / न देने संबंधी घोषणा - पत्र योगदान / प्रभार ग्रहण करते 
समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे । 

( vi ) सभी अभ्यर्थियों को यह निदेश दिया जाता है कि अधिसूचना निर्गत होने के उपरान्त 15 दिनों के अंदर 
पदस्थापित पद का प्रभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे । निर्धारित अवधि में प्रभार ग्रहण नहीं करने अथवा प्रभार ग्रहण की 
अवधि के विस्तार हेतु आवेदन नहीं करने की स्थिति में उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी । 


बिहार गजट , 23 अक्तूबर 2019 


31 


( vii) औपबंधिक रूप से नियुक्त पदाधिकारी अपने नियंत्री पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में अपने कार्यालय के कार्यों का 
निष्पादन करेंगे । दैनिक कार्यों को छोड़कर प्रशासनिक एवं वित्तीय मामलों (निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के दायित्व सहित ) 
का निष्पादन अपने नियंत्री पदाधिकारी, संयुक्त निबंधक , सहयोग समितियाँ के आदेश / प्रतिहस्ताक्षर से करेंगे । 

( viii ) वित्त विभाग के संकल्प संख्या -1964 दिनांक -31.08.2005 एवं इसके अंतर्गत समय - समय पर निर्गत 
संकल्प / परिपत्र के अनुसार इनकी नियुक्ति नयी अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत आच्छादित होगी । 

(ix ) योगदान करने हेतु पदाधिकारी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । 

( x ) योगदान करने के पश्चात पदाधिकारी अपनी संपत्ति संबंधी घोषणा विहित प्रपत्र में विभाग एवं संबंधित जिला 
पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

ऋचा कमल, उप - सचिव । 


गृह जिला 


1 


2 


3 


4 


5 


1 अगस्त 2019 
सं0 01 / रा. स्था.नि.- 28 / 2019 सह . - 2769 --बिहार लोक सेवा आयोग की 60 वीं से 62 वीं सम्मिलित संयुक्त 
प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर जिला अंकेक्षण पदाधिकारी , सहयोग समितियाँ के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित 
निम्नलिखित अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्तों के अधीन पे मेट्रिक्स लेवल -9 (₹ 53100-167800) में ( राज्य सरकार द्वारा समय 
समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ) औपबंधिक रूप से परीक्ष्यमान जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ के पद 
पर नियुक्त करते हुए उनके नाम के समक्ष कॉलम -6 में अंकित पद / स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता 
है: 
क्र . अभ्यर्थी का नाम 

आयोग आयोग पदस्थापित पद / स्थान 
सं . 

द्वारा 

द्वारा 
निर्धारित आवंटित 

संयुक्त आरक्षण 
मेघा क्रमांक कोटि 

6 
1 . श्री सुमन राय देवघर ( झारखंड) 248 

01 

जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, 

सहयोग समितियाँ, सहरसा । 
2 . श्री सुदामा प्रसाद सिंह गया 

जिला अंकेक्षण पदाधिकारी , 

सहयोग समितियाँ , दरभंगा । 
3. कुमार रितेश चन्द्र नालंदा 

जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, 

सहयोग समितियाँ, पटना । 
सुश्री वैशाली चौधरी 

मुजफ्फरनगर 

302 01 

जिला अंकेक्षण पदाधिकारी , 
( उत्तर प्रदेश) 

सहयोग समितियाँ, समस्तीपुर । 
5 . सुश्री स्वपनील 

पटना 311 

जिला अंकेक्षण पदाधिकारी , 

सहयोग समितियाँ, छपरा । 
6 . मो ० फरहान दानिश 

बेगूसराय 

04 

जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, 

सहयोग समितियाँ, शिवहर । 
7 . लखीसराय 

जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, 
सहयोग समितियाँ, बेगूसराय । 


276 


01 


288 


05 


4 . 


01 


450 


श्री धर्मवीर कुमार 


773 


02 


( i) चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में अगले छ: माह के लिए उपर्युक्त नियुक्ति 
औपबंधिक रूप से की जाती है । 

( ii ) अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण - पत्रों के संबंधित बोर्ड / संस्था से सत्यापन के क्रम में तथा 
चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन में यदि कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है तब इन नवनियुक्त पदाधिकारियों की सेवा 
तत्कालिक प्रभाव से रद्द कर दी जायेगी एवं उनके विरूद्ध आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई की जा सकेगी । 

( iii ) सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों की परीक्ष्यमान अवधि दो वर्षों की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार 
लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेघा क्रमांक के अनुसार होगी । 

(iv) प्रत्येक अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति संबंधी निर्गत अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराया 
जायेगा जिसे संबंधित जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ के समक्ष मूल रूप से ही प्रस्तुत कर प्रभार ग्रहण करेंगे । 

( v) सभी अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग ( कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प 
संख्या -1919 दिनांक -18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने / न देने संबंधी घोषणा - पत्र योगदान / प्रभार ग्रहण करते 
समय अनिवार्य रूप से 

प्रस्तुत 

करेंगे । 


32 


बिहार गजट , 23 अक्तूबर 2019 


(vi) सभी अभ्यर्थियों को यह निदेश दिया जाता है कि अधिसूचना निर्गत होने के उपरान्त 15 दिनों के अंदर 
पदस्थापित पद का प्रभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे । निर्धारित अवधि में प्रभार ग्रहण नहीं करने अथवा प्रभार ग्रहण की 
अवधि के विस्तार हेतु आवेदन नहीं करने की स्थिति में उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी । 

(vii) औपबंधिक रूप से नियुक्त पदाधिकारी अपने नियंत्री पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में अपने कार्यालय के कार्यों का 
निष्पादन करेंगे । दैनिक कार्यों को छोड़कर प्रशासनिक एवं वित्तीय मामलों (निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के दायित्व सहित ) 
का निष्पादन अपने नियंत्री पदाधिकारी, संयुक्त निबंधक ( अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ के आदेश / प्रतिहस्ताक्षर से करेंगे । 

( viii) वित्त विभाग के संकल्प संख्या -1964 दिनांक -31.08.2005 एवं इसके अंतर्गत समय - समय पर निर्गत 
संकल्प / परिपत्र के अनुसार इनकी नियुक्ति नयी अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत आच्छादित होगी । 

(ix ) योगदान करने हेतु पदाधिकारी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । 

( x ) योगदान करने के पश्चात पदाधिकारी अपनी संपत्ति संबंधी घोषणा विहित प्रपत्र में विभाग एवं संबंधित जिला 
पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
ऋचा कमल, उप - सचिव । 


28 जून 2019 
सं0 1 / रा.स्था.प्रश स्थाना. / पद.- 31 / 2019 सह. / 2276-- श्री अनिल कुमार गुप्ता, प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय 
सहकारी बैंक लि ., मुजफ्फरपुर ( प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि ., भागलपुर / जिला सहकारिता पदाधिकारी , 
भागलपुर / सहायक निबंधक , स.स., भागलपुर / सहायक निबंधक , स.स., नवगछिया / जिल सहकारिता पदाधिकारी, 
बाँका / सहायक निबंधक , स.स. , बाँका के पद पर प्रतिनियुक्त ) को प्रबंध निदेशक , जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि ., समस्तीपुर 
के पद पर तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है । 

गुप्ता 

के भागलपुर एवं बाँका जिले में उक्त पद पर प्रतिनियुक्ति समाप्त समझी जायेगी । 
3. श्री ललन कुमार शर्मा, जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर ( अति प्रभार - सहायक निबंधक, स.स., 
मुजफ्फरपुर पूर्वी / सहायक निबंधक, स.स., मुजफ्फरपुर पश्चिमी) यथावत प्रबंध निदेशक , जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि ., 
मुजफ्फरपुर के अतिरिक्त प्रभार में बने रहेंगे । 

उच्चतर पद में पदस्थापित होने की दशा में पदाधिकारी अपने ही वेतनमान में उच्चतर पद के प्रभारी समझे 


2. श्री 


जायेंगे । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
विनय कुमार, अवर सचिव । 


16 जुलाई 2019 
सं0 1 / रा.स्था.प्रश स्थाना. / पद.- 31 / 2019 सह. / 2548 -- श्री कविन्द्र नाथ ठाकुर, जिला सहकारिता पदाधिकारी, 
पूर्णियाँ ( अतिरिक्त प्रभार – प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि ., पूर्णियाँ / सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, 
पूर्णियाँ / जिला सहकारिता पदाधिकारी - सह - सहायक निबंधक , सहयोग समितियाँ, अररिया / महाप्रबंधक , आई.सी.डी.पी. , 
अररिया) को अपने कार्यों के अतिरिक्त महाप्रबंधक, आई.सी.डी.पी., पूर्णियाँ का अतिरिक्त प्रभार तत्काल प्रभाव से अगले 
आदेश तक दिया जाता है । 

2. श्री मनोज कुमार शर्मा, जिला सहकारिता पदाधिकारी - सह - सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, लखीसराय को 
अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला सहकारिता पदाधिकारी, शेखपुरा एवं सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, शेखपुरा का 
अतिरिक्त प्रभार तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक दिया जाता है । 

3. श्री सत्येन्द्र कुमार प्रसाद, जिला सहकारिता पदाधिकारी, नालन्दा, बिहारशरीफ ( अतिरिक्त प्रभार - प्रबंध निदेशक , 
जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि ., नालन्दा, बिहारशरीफ / सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहारशरीफ / महाप्रबंधक, 
आई.सी.डी.पी., बिहारशरीफ ) को अपने कार्यों के अतिरिक्त सहायक निबंधक , सहयोग समितियाँ, हिलसा का अतिरिक्त प्रभार 
तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक दिया जाता है । 

4. श्री निकेश कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी, गया ( अतिरिक्त प्रभार - सहायक निबंधक , सहयोग समितियाँ, 
गया / सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, शेरघाटी / जिला सहकारिता पदाधिकारी , औरंगाबाद / प्रबंध निदेशक, जिला 
केन्द्रीय सहकारी बैंक लि ., औरंगाबाद ) को अपने कार्यों के अतिरिक्त महाप्रबंधक, आई.सी.डी.पी., औरंगाबाद का अतिरिक्त 
प्रभार तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक दिया जाता है । 

5. श्री समरेश कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम ( अतिरिक्त प्रभार - सहायक निबंधक, सहयोग 
समितियाँ, सासाराम ) को अपने कार्यों के अतिरिक्त सहायक निबंधक , सहयोग समितियाँ, विक्रमगंज का अतिरिक्त प्रभार 
तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक दिया जाता है । 

श्रीमती लवली, जिला सहकारिता पदाधिकारी, पटना ( अतिरिक्त प्रभार - सहायक निबंधक , सहयोग समितियाँ, पटना 
सिटी / सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, दानापुर / सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, बाढ़ / सहायक निबंधक, सहयोग 
समितियाँ, मसौढ़ी) को अपने कार्यों के अतिरिक्त सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना सदर , पटना का अतिरिक्त प्रभार 
तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक दिया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
विनय कुमार, अवर सचिव । 


बिहार गजट , 23 अक्तूबर 2019 


33 


26 सितम्बर 2019 
सं 0 8 / नि.को (रा.)विभागीय -702 / 2017–3498 -- श्री अरविन्द कुमार पासवान , तत्कालीन जिला सहकारिता 
पदाधिकारी , सहरसा सम्प्रति सहायक निबंधक ( अ.प्र.र.), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय 
के आदेश के अनुपालन में विलम्ब करने, उक्त विलम्बता को छिपाने के उद्देश्य से Antedating करने तथा माननीय उच्च 
न्यायालय में गलत प्रतिशपथ - पत्र दायर करने के आरोप के लिए आरोप पत्र (प्रपत्र- " क ") गठित की गई । गठित आरोप पत्र 
(प्रपत्र- " क ) में विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए श्री पासवान से स्पष्टीकरण पूछकर, समीक्षोपरान्त बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण , 
नियंत्रण एवं अपील नियमावली -2005 के नियम 17 के अन्तर्गत विहित रीति से विभागीय संकल्प ज्ञापांक -1226 दिनांक -06. 
04.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई । 

संयुक्त निबंधक , सहयोग समितियाँ, पटना प्रमंडल , पटना - सह - संचालन पदाधिकारी के पत्रांक -301 दिनांक -18.03. 
2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही का अधिगम / जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया । विभागीय पत्रांक -1542 दिनांक -15.04.2019 
द्वारा श्री अरविन्द कुमार पासवान से उक्त विभागीय कार्यवाही के जाँच प्रतिवेदन / अधिगम में प्रमाणित आरोपों के लिए द्वितीय 
कारण पृच्छा की गई । 

श्री पासवान के विरूद्ध गठित आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन / अधिगम एवं उनके द्वितीय 
कारण पृच्छा प्रत्युत्तर का सम्यक् समीक्षा किया गया । समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री पासवान से प्रतिशपथ - पत्र दायर करने 
में प्रक्रियात्मक भूल हुई है । 

अतः श्री अरविन्द कुमार पासवान , तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहरसा सम्प्रति सहायक निबंधक 
( अ.प्र.र.), सहयोग समितियाँ, बिहार , पटना को भविष्य के लिए चेतावनी दी जाती है । 
इसमें माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार के राज्यपाल के आदेश से , 
दिनेश कुमार चन्द्रेश, अवर सचिव । 


12 सितम्बर 2019 
सं 0 8 / नि.को. (रा.) परि .- 226 / 13-3343 -- श्री कृष्णा चौधरी, तत्कालीन प्रबंध निदेशक , केन्द्रीय सहकारी बैंक लि ., 
नवादा सम्प्रति संयुक्त निबंधक , सहयोग समितियाँ, मगध प्रमंडल, गया के विरूद्ध प्राप्त परिवाद पत्रों की जाँच उप निबंधक , 
सहयोग समितियाँ, पटना प्रमंडल , पटना से करायी गयी । प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त श्री चौधरी के विरूद्ध आरोप 
पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक -55 दिनांक -06.01.2014 द्वारा श्री चौधरी से स्पष्टीकरण पूछकर निबंधक, सहयोग 
समितियाँ, बिहार , पटना का मंतव्य प्राप्त किया गया । 

श्री कृष्णा चौधरी, तत्कालीन प्रबंध निदेशक , केन्द्रीय सहकारी बैंक लि ., नवादा के विरूद्ध गठित आरोप पत्र, उनके 
स्पष्टीकरण एवं निबंधक , सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के मंतव्य के समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री चौधरी द्वारा सक्षम 
प्राधिकार / बोर्ड की स्वीकृति के बिना बैंक के कर्मियों का वेतन पुनरीक्षण एवं बकाये वेतन का भुगतान किया गया । हालांकि 
इस पर बोर्ड की घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त की गई परन्तु यह स्वीकृति किस बाध्यकारी परिस्थिति में दी गई, यह कार्यवाही में 
उल्लेखित नहीं है । जिससे स्पष्ट है कि इन्होंने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य 


किया । 


इसके लिए उन्हें असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि अवरूद्ध करने का दण्ड संसूचित किया जाता है । 
इसमें माननीय मुख्यमंत्री, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार के राज्यपाल के आदेश से , 
दिनेश कुमार चन्द्रेश, अवर सचिव । 


16 अगस्त 2019 
सं0 8 / नि.को (रा.) विभागीय -722 / 2018–2971-- श्री किशोर कुमार झा , तत्कालीन जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, 
सहयोग समितियाँ, बेगूसराय सम्प्रति जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, गया के विरूद्ध निबंधक , सहयोग 
समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक -6852 दिनांक -06.08.2018 द्वारा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के सभी निवेशों का वर्ष 1996 
से विशेष अंकेक्षण कराने संबंधी विभागीय पत्रांक -8633 दिनांक -03.11.2017 से निर्गत विभागीय निदेश का ससमय अनुपालन 
नहीं करने के आरोप में आरोप पत्र (प्रपत्र- " क ) गठित कर विभाग को भेजा गया था । जिस पर विभागीय पत्रांक -2741 
दिनांक -16.08.2018 द्वारा श्री झा से स्पष्टीकरण पूछकर निबंधक , सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना का मंतव्य प्राप्त किया 


गया । 


आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप , उनके स्पष्टीकरण एवं निबंधक , सहयोग समितियाँ, बिहार , पटना 
के मंतव्य की समीक्षा की गई । समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री झा द्वारा निर्धारित समय सीमा के बाद विशेष अंकेक्षण 
प्रतिवेदन समर्पित किया गया है । उन्हें 120 दिनों में विशेष अंकेक्षण पूरा कर प्रतिवेदन निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार , 
पटना को समर्पित करना चाहिए था , जो उनके द्वारा नहीं किया गया । 


34 


बिहार गजट , 23 अक्तूबर 2019 


अतः श्री किशोर कुमार झा , तत्कालीन जिला अंकेक्षण पदाधिकारी , सहयोग समितियाँ, बेगूसराय सम्प्रति जिला 
अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, गया को भविष्य के लिए चेतावनी दी जाती है । 
इसमें माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार के राज्यपाल के आदेश से , 
दिनेश कुमार चन्द्रेश, अवर सचिव (निगरानी) । 


16 अगस्त 2019 
सं 0 8 / नि.को.(रा .)विभागीय -719 / 2018-2970 -- संयुक्त निबंधक ( अंके.), सहयोग समितियाँ, बिहार , पटना के 
पत्रांक 6855, दिनांक 06.08.19 द्वारा श्री सत्यनारायण प्रसाद , जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, औरंगाबाद के 
विरूद्ध विभागीय पत्रांक 8633, दिनांक 03.11.2017 द्वारा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के सभी निवेशों का वर्ष 1996 से विशेष 
अंकेक्षण कराने संबंधी विभागीय निदेश का ससमय अनुपालन नहीं करने के आरोप में आरोप पत्र (प्रपत्र - क ) गठित कर 
अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेजी गई थी । जिस पर विभागीय पत्रांक 2753, दिनांक 20.08.18 द्वारा श्री प्रसाद से स्पष्टीकरण पूछा 
गया । 

श्री प्रसाद ने अपने पत्रांक 02, दिनांक 25.09.18 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया है, जिसमें उन्होंने उल्लेख 
किया है कि उन्हें अनुमंडल अंकेक्षण पदाधिकारी के पद से विभाग द्वारा प्रोन्नति देते हुए जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स.स., 
अरवल के पद पर पदस्थापित किया गया । वे दिनांक 07.07.17 को उक्त पद का पदभार ग्रहण किये । अरवल जिला में शत 
प्रतिशत अंकेक्षण सम्पन्न कराया जा चुका है । इसी बीच उन्हें जिला अंकेक्षण पदाधिकारी , औरंगाबाद का अतिरिक्त प्रभार दिया 
गया और वे 09.01.18 को उक्त पद का पदभार ग्रहण किये। पदबल की कमी के बावजूद उनके द्वारा दिनांक 25.07.18 को 
विशेष अंकेक्षण प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया जा चुका है । वे दिनांक 31.08.18 को सेवा निवृत हो चुके हैं । इस प्रकार 
श्री प्रसाद ने आरोप मुक्त करने का अनुरोध किया है । श्री प्रसाद के स्पष्टीकरण पर निबंधक , सहयोग समितियाँ, बिहार , पटना 
से मंतव्य प्राप्त की गई । 

श्री प्रसाद के स्पष्टीकरण एवं निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना से प्राप्त मंतव्य की सम्यक समीक्षा की गई । 
समीक्षोपरान्त इस मामले को संचिकास्त करने का निर्णय लिया गया है । 
इसमें माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त हैं । 

बिहार के राज्यपाल के आदेश से , 
दिनेश कुमार चन्द्रेश , अवर सचिव (निगरानी) । 


16 अगस्त 2019 
सं0 8 / नि.को (रा.)विभागीय -743 / 2018–2969 -- सृजन महिला विकास सहयोग समिति लि . सबौर, भागलपुर के 
प्राप्त विशेष अंकेक्षण प्रतिवेदन के आलोक में कार्यालय निबंधक सहयोग समितियाँ के पत्रांक 8822, दिनांक 13.10.18 द्वारा श्री 
चन्द्रशेखर सिंह, तत्कालीन संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ भागलपुर सम्प्रति प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारी बैंक 
लि ., पटना से बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम -1935 की धारा -34 में प्रदत्त शक्तियों के तहत सृजन महिला विकास 
सहयोग समिति लि . सबौर, भागलपुर का निरीक्षण नहीं करने के लिए स्पष्टीकरण पूछा गया था । 

श्री सिंह ने अपने स्पष्टीकरण में मुख्य रूप से यह उल्लेख किया है कि वे भागलपुर में कभी भी किसी पद पर मूल 
रूप से पदस्थापित नहीं रहे हैं प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि ., बेगूसराय में पदस्थापित रहते हुए संयुक्त 
निबंधक , सहयोग समितियाँ, भागलपुर के अतिरिक्त पद पर दिनांक 15.01.2013 से 04.07.2014 तक पदस्थापित रहे हैं इसके 
अतिरिक्त 06 ( छ:) अतिरिक्त पदों यथा -जिला सहकारिता पदाधिकारी , बेगूसराय / सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, 
खगड़िया / प्रबंध निदेशक , जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, खगड़िया / महाप्रबंधक , समेकित सहकारी विकास परियोजना खगड़िया 
तथा संयुक्त निबंधक , सहयोग समितियाँ, भागलपुर का अतिरिक्त प्रभार में रहते हुए कार्य करना पड़ रहा था । 

इसके अतिरिक्त उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम -1935 की धारा -34 की 
शक्तियाँ उन्हें प्रदत्त थी । बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम -1935 की धारा -34 के अनुसार- " The Registrar may 
from time to time inspect a registered society himself or couse it to be inspected by some 
person authorized by himin this behalf by genereal or special order. ” इससे स्पष्ट है कि किसी समिति 
का निरीक्षण mandatory नहीं है । भागलपुर में संयुक्त निबंधक , सहयोग समितियाँ, के अतिरिक्त प्रभार पर रहते हुए 

उनके 
कार्यावधि में निबंधक , सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना द्वारा उन्हें सृजन महिला विकास सहयोग समिति लि . सबौर, भागलपुर 
के निरीक्षण करने का कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ था । 

श्री सिंह के स्पष्टीकरण की सम्यक् समीक्षा की गई । समीक्षोपरान्त पाया गया कि आरोपित पदाधिकारी ने स्वयं 
स्वीकार किया है कि प्रबंधक निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि ., बेगूसराय के पद पर मूल रूप से पदस्थापित रहते 
हुए संयुक्त निबंधक सहयोग समितियाँ, भागलपुर के अतिरिक्त पद पर दिनांक 15.01.2013 से 04.07.2014 तक पदस्थापित रहे 
हैं इसके अतिरिक्त उन्हें कई पदों का प्रभार दिया गया था । जिनके कार्यों का निष्पादन उनके द्वारा किया गया । लेकिन 
उनका यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है कि भागलपुर में संयुक्त निबंधक , सहयोग समितियाँ, के अतिरिक्त प्रभार पर रहते हुए 
उनके कार्यावधि में निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना द्वारा उन्हें सृजन महिला विकास सहयोग समिति लि . सबौर, 
भागलपुर के निरीक्षण करने का कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ था । क्योंकि विभागीय अधिसूचना सं. 5076 , दिनांक 31.12.2008 


। 


- 


बिहार गजट , 23 अक्तूबर 2019 


35 


की कंडिका ( 2) में सभी प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक सहयोग समितियाँ / संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ (गव्य), बिहार, 
पटना को उनके कार्यक्षेत्र अन्तर्गत सभी प्रकार की शक्तियाँ प्रदत्त है । 

आरोपित श्री सिंह, तत्कालीन संयुक्त निबंधक द्वारा सृजन महिला विकास सहयोग समिति लि ., सबौर भागलपुर का 
समय - समय पर निरीक्षण किया जाता तो यह बात निश्चित रूप से प्रकाश में आती कि समिति के द्वारा वहाँ बहुत बड़ी 
वित्तीय घोटाला सरकारी संस्थानों और बैंकों के साथ मिलकर किया जा रहा है । किन्तु श्री सिंह के निरीक्षण नहीं करने के 
फलस्वरूप इतना बड़ा वित्तीय घोटाला प्रकाश में नहीं आ सका । श्री सिंह का यह स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है कि ये 
भागलपुर के अतिरिक्त प्रभार में थे । अतिरिक्त प्रभार में रहते हुए भी समय - समय पर समिति का निरीक्षण करना उनका 
दायित्व था , जिसके निर्वहन में वे असफल रहे हैं । 

अतः श्री चन्द्रशेखर सिंह, तत्कालीन संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ भागलपुर सम्प्रति प्रबंध निदेशक , बिहार राज्य 
सहकारी बैंक लि ., पटना के विरूद्ध अपने दायित्वों में गंभीर चूक, लापरवाही तथा कर्त्तवयहीनता के आरोप प्रमाणित होते हैं , 
जिसके लिए उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली -2005 यथासंशोधित नियमावली -2007 के 
तहत निम्नांकित लघु शास्तियाँ अधिरोपित की जाती है 

(1 ) -प्रोन्नति रोकना, 
(2) -3 ( तीन ) वर्षों से अनधिक अवधि के लिए संचयी प्रभाव के बिना कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति । 
इसमें माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त हैं । 

बिहार के राज्यपाल के आदेश से , 
दिनेश कुमार चन्द्रेश, अवर सचिव (निगरानी ) । 


: 


9 अगस्त 2019 
सं 0 8 / नि.को.(रा.)विभागीय -721 / 2018-2890 -- श्री रविन्द्र कुमार लाभ, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग 
समितियाँ, नालन्दा एवं नवादा के विरूद्ध कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक -6859 दिनांक -06.08. 
2018 एवं पत्रांक -6856 दिनांक -06.08.2018 द्वारा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के सभी निवेशों का वर्ष 1996 से विशेष 
अंकेक्षण कराने संबंधी विभागीय पत्रांक -8633 दिनांक -03.11.2017 से निर्गत विभागीय निदेश का ससमय अनुपालन नहीं करने 
के आरोप में आरोप पत्र (प्रपत्र- " क ") गठित कर विभाग को भेजी गयी थी । साथ ही कार्यालय निबंधक , सहयोग समितियाँ, 
बिहार, पटना के पत्रांक -9967 दिनांक -08.11.2018 द्वारा श्री लाभ के विरूद्ध कर्त्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में आरोप 
पत्र (प्रपत्र- " क ") गठित कर भेजी गई थी । जिस पर विभागीय पत्रांक -2749 दिनांक -20.08.2018 एवं पत्रांक -3804 
दिनांक -27.11.2018 द्वारा श्री लाभ से स्पष्टीकरण पूछकर निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार , पटना का मंतव्य प्राप्त की गई । 

आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, 
पटना के मंतव्य की सम्यक समीक्षा की गई । समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री लाभ द्वारा निर्धारित समय सीमा के बाद विशेष 
अंकेक्षण प्रतिवेदन समर्पित किया गया है । उन्हें 120 दिनों में विशेष अंकेक्षण पूरा कर प्रतिवेदन निबंधक, सहयोग समितियाँ, 
बिहार, पटना को समर्पित करना चाहिए था , जो उनके द्वारा नहीं किया गया । 

अतः श्री रविन्द्र कुमार लाभ , जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, नालन्दा एवं नवादा को भविष्य के लिए 
चेतावनी दी जाती है । 
इसमें माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार के राज्यपाल के आदेश से , 
दिनेश कुमार चन्द्रेश, अवर सचिव (निगरानी) । 


9 अगस्त 2019 


सं 0 8 / नि.को.(रा.)विभागीय-728 / 2018-2889 -- श्री बैद्यनाथ राय, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, 
वैशाली (हाजीपुर) के विरूद्ध निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक -6848 दिनांक -06.08.2018 द्वारा जिला 
केन्द्रीय सहकारी बैंक के सभी निवेशों का वर्ष 1996 से विशेष अंकेक्षण कराने संबंधी विभागीय पत्रांक -8633 दिनांक -03.11. 
2017 से निर्गत विभागीय निदेश का ससमय अनुपालन नहीं करने के आरोप में आरोप पत्र (प्रपत्र- " क " ) गठित कर विभाग 
को भेजा गया था । जिस पर विभागीय पत्रांक -2863 दिनांक -30.08.2018 द्वारा श्री राय से स्पष्टीकरण पूछकर निबंधक , 
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना का मंतव्य प्राप्त किया गया । 

आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनके स्पष्टीकरण एवं निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना 
के मंतव्य की समीक्षा की गई । समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री राय द्वारा निर्धारित समय सीमा के बाद विशेष अंकेक्षण 
प्रतिवेदन समर्पित किया गया है । उन्हें 120 दिनों में विशेष अंकेक्षण पूरा कर प्रतिवेदन निबंधक , सहयोग समितियाँ, बिहार, 
पटना को समर्पित करना चाहिए था , जो उनके द्वारा नहीं किया गया । 

अतः श्री बैद्यनाथ राय, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी , सहयोग समितियाँ, वैशाली ( हाजीपुर ) को भविष्य के लिए चेतावनी 
दी जाती है । 
इसमें माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार के राज्यपाल के आदेश से , 
दिनेश कुमार चन्द्रेश, अवर सचिव (निगरानी)। 


- 


36 


बिहार गजट , 23 अक्तूबर 2019 


9 अगस्त 2019 


सं0 8 / नि.को (रा.)विभागीय -718 / 2018-2888 -- श्री सुभाष चन्द्र वर्मा, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी , सहयोग 
समितियाँ, आरा (भोजपुर) के विरूद्ध कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार , पटना के पत्रांक -6860 दिनांक -06.08.2018 
द्वारा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के सभी निवेशों का वर्ष 1996 से विशेष अंकेक्षण कराने संबंधी विभागीय पत्रांक -8633 
दिनांक -03.11.2017 से निर्गत विभागीय निदेश का ससमय अनुपालन नहीं करने के आरोप में आरोप पत्र ( प्रपत्र- " क ) गठित 
कर विभाग को भेजी गई थी । जिस पर विभागीय पत्रांक -2750 दिनांक- 20.08.2018 द्वारा श्री वर्मा से स्पष्टीकरण पूछकर 
निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना का मंतव्य प्राप्त की गई । 

आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनके स्पष्टीकरण एवं निबंधक , सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना 
के मंतव्य की सम्यक समीक्षा की गई । समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री वर्मा द्वारा निर्धारित समय सीमा के बाद विशेष अंकेक्षण 
प्रतिवेदन समर्पित किया गया है । उन्हें 120 दिनों में विशेष अंकेक्षण पूरा कर प्रतिवेदन निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार , 
पटना को समर्पित करना चाहिए था , जो उनके द्वारा नहीं किया गया । 

अतः श्री सुभाष चन्द्र वर्मा, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ , आरा (भोजपुर) को भविष्य के लिए 
चेतावनी दी जाती है । 
इसमें माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार के राज्यपाल के आदेश से , 
दिनेश कुमार चन्द्रेश, अवर सचिव (निगरानी) । 


- 


24 मई 2019 
सं 0 8 / नि.को (रा. )विविध -840 / 2018–1915 -- दिनांक -20.11.2018 को अधिवेशन भवन , पटना में आयोजित 
" अखिल भारतीय सहकारिता सप्ताह, 2018 " में श्री रामाश्रय राम, जिला सहकारिता पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) अनुपस्थित पाये 
गये जबकि उनको उक्त बैठक में उपस्थित रहने हेतु पूर्व में ही सूचना दी गई थी । उल्लेखनीय है कि कैमूर ( भभुआ) जिला में 
धान अधिप्राप्ति बड़े पैमाने पर की जाती है, ऐसे में जिला सहकारिता पदाधिकारी, कैमूर की उपस्थिति आगामी अधिप्राप्ति की 
कार्य योजना पर परिचर्चा के लिए आवश्यक थी । किन्तु वे बैठक में भाग नहीं लिये । इस संबंध में विभागीय पत्रांक -3964 
दिनांक -06.12.18 द्वारा श्री रामाश्रय राम, जिला सहकारिता पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ ) से बैठक में भाग नहीं लेने पर 
स्पष्टीकरण पूछा गया । 

श्री राम ने अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया है कि सहकारिता दिवस के अवसर पर दिनांक -20.11.2018 को 
नरहन - जमुरना पैक्स (रामगढ़) में पूर्व से ही सहकारिता दिवस मनाने का कार्यक्रम निर्धारित था । रामगढ़, दुर्गावती एवं नुऑव 
प्रखण्ड के अध्यक्ष उपस्थित थे । उक्त कार्यक्रम में शामिल होने हेतु पूर्व से सहमति दिया था एवं उक्त तिथि को शामिल था । 
फलस्वरूप वे पटना में आयोजित कार्यक्रम में भाग नहीं ले सके । 

श्री राम के स्पष्टीकरण पर संयुक्त निबंधक , सहयोग समितियाँ, पटना प्रमंडल , पटना से मंतव्य माँगी गयी । 

श्री राम के स्पष्टीकरण एवं संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ , पटना प्रमंडल, पटना से प्राप्त मंतव्य के 
समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री रामाश्रय राम, जिला सहकारिता पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ ) द्वारा दिनांक -20.11.2018 को 
नरहन - जमुरना पैक्स ( रामगढ़) में पूर्व से ही सहकारिता दिवस मनाने के कार्यक्रम में भाग लेना था तो उसकी सूचना निबंधक , 
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना, विभाग एवं माननीय मंत्री के आप्त सचिव को देना चाहिए था , जो उनके द्वारा नहीं दिया 
गया । स्पष्टतः दिनांक -20.11.2018 को अधिवेशन भवन , पटना में आयोजित " अखिल भारतीय सहकारिता सप्ताह, 2018 ” में 
उनके द्वारा भाग नहीं लेना आदेशोंल्लंघन एवं अनुशासनहीनता का द्योतक है । इसके लिए उन्हें भविष्य के लिए सचेत करते 
हुए चेतावनी का दण्ड संसूचित किया जाता है । 
इसमें माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, 
राजेन्द्र राम , उप - सचिव (निगरानी) । 


- 


9 अगस्त 2019 
सं 0 8 / नि.को.(रा.)विभागीय -716 / 2018-2887-- श्री रतन कुमार, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी , सहयोग समितियाँ, 
रोहतास ( सासाराम ) के विरूद्ध कार्यालय निबंधक , सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक -6858 दिनांक -06.08.2018 द्वारा 
जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के सभी निवेशों का वर्ष 1996 से विशेष अंकेक्षण कराने संबंधी विभागीय पत्रांक -8633 
दिनांक -03.11.2017 से निर्गत विभागीय निदेश का ससमय अनुपालन नहीं करने के आरोप में आरोप पत्र (प्रपत्र- " क ") गठित 
कर विभाग को भेजी गई थी । जिस पर विभागीय पत्रांक -2752 दिनांक- 20.08.2018 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण पूछकर 
निबंधक , सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना का मंतव्य प्राप्त की गई । 

आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनके स्पष्टीकरण एवं निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना 
के मंतव्य की सम्यक् समीक्षा की गई । समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री कुमार द्वारा निर्धारित समय सीमा के बाद विशेष 
अंकेक्षण प्रतिवेदन समर्पित किया गया है । उन्हें 120 दिनों में विशेष अंकेक्षण पूरा कर प्रतिवेदन निबंधक, सहयोग समितियाँ, 
बिहार , पटना को समर्पित करना चाहिए था , जो उनके द्वारा नहीं किया गया । 

अतः श्री रतन कुमार, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, रोहतास (सासाराम) को भविष्य के लिए 
चेतावनी दी जाती है । 


बिहार गजट , 23 अक्तूबर 2019 


37 


इसमें माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 


। 


बिहार के राज्यपाल के आदेश से , 
दिनेश कुमार चन्द्रेश, अवर सचिव (निगरानी) । 


7 अगस्त 2019 


सं 0 8 / नि.को.(रा.)विभागीय -717 / 2018-2842 -- श्री राजेश कुमार, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ , 
बेतिया (प . चम्पारण) के विरूद्ध कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक -6849 दिनांक -06.08.2018 
द्वारा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के सभी निवेशों का वर्ष 1996 से विशेष अंकेक्षण कराने संबंधी विभागीय पत्रांक -8633 
दिनांक -03.11.2017 से निर्गत विभागीय निदेश का ससमय अनुपालन नहीं करने के आरोप में आरोप पत्र ( प्रपत्र- " क ") गठित 
कर विभाग को भेजी गई थी । जिस पर विभागीय पत्रांक -2751 दिनांक- 20.08.2018 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण पूछकर 
निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना का मंतव्य प्राप्त की गई । समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक -953 दिनांक -26. 
02.2019 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई, जिसमें संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, तिरहुत 
प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को संचालन पदाधिकारी तथा श्री सुभाष कुमार, सहायक निबंधक (अ.र.), सहयोग समितियाँ, बिहार, 
पटना को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया । 

संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, तिरहुत प्रमंडल , मुजफ्फरपुर से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन / अधिगम की सम्यक् 
समीक्षा की गई । समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री कुमार द्वारा निर्धारित समय सीमा के बाद विशेष अंकेक्षण प्रतिवेदन समर्पित 
किया गया है । उन्हें 120 दिनों में विशेष अंकेक्षण पूरा कर प्रतिवेदन निबंधक , सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को समर्पित 
करना चाहिए था , जो उनके द्वारा नहीं किया गया । 

अतः श्री राजेश कुमार, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, बेतिया (प. चम्पारण ) को भविष्य के लिए 
चेतावनी दी जाती है । 
इसमें माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार के राज्यपाल के आदेश से , 
दिनेश कुमार चन्द्रेश, अवर सचिव (निगरानी)। 


। 


2 अगस्त 2019 


सं0 08 / नि.को ( रा.)विभागीय -727 / 2018–2786 -- मो . इम्तियाज अहमद , जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग 
समितियाँ, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार , पटना के पत्रांक -6847 दिनांक -06.08.2018 द्वारा जिला 
केन्द्रीय सहकारी बैंक के सभी निवेशों का वर्ष 1996 से विशेष अंकेक्षण कराने संबंधी विभागीय पत्रांक -8633 दिनांक -03.11. 
2017 से निर्गत विभागीय निदेश का ससमय अनुपालन नहीं करने के आरोप में आरोप पत्र (प्रपत्र- " क ") गठित कर विभाग 
को भेजा गया था । जिस पर विभागीय पत्रांक -2865 दिनांक -30.08.2018 द्वारा मो. अहमद से स्पष्टीकरण पूछकर निबंधक , 
सहयोग समितियाँ, बिहार , पटना का मंतव्य प्राप्त किया गया । 

आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनके स्पष्टीकरण एवं निबंधक , सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना 
के मंतव्य की समीक्षा की गई । समीक्षोपरान्त पाया गया कि मो . अहमद द्वारा निर्धारित समय सीमा के बाद विशेष अंकेक्षण 
प्रतिवेदन समर्पित किया गया है । उन्हें 120 दिनों में विशेष अंकेक्षण पूरा कर प्रतिवेदन निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार , 
पटना को समर्पित करना चाहिए था , जो उनके द्वारा नहीं किया गया । 

अतः मो . इम्तियाज अहमद , जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, मुजफ्फरपुर को भविष्य के लिए चेतावनी 
दी जाती है । 
इसमें माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार के राज्यपाल के आदेश से , 
दिनेश कुमार चन्द्रेश, अवर सचिव (निगरानी) । 


. 


2 अगस्त 2019 
सं 0 8 / नि.को (रा.)विभागीय -726 / 2018–2785 -- श्री जितेन्द्र कुमार, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, 
सीतामढ़ी के विरूद्ध निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक -6846 दिनांक -06.08.2018 द्वारा जिला केन्द्रीय 
सहकारी बैंक के सभी निवेशों का वर्ष 1996 से विशेष अंकेक्षण कराने संबंधी विभागीय पत्रांक -8633 दिनांक -03.11.2017 से 
निर्गत विभागीय निदेश का ससमय अनुपालन नहीं करने के आरोप में आरोप पत्र (प्रपत्र- " क ") गठित कर विभाग को भेजा 
गया था । जिस पर विभागीय पत्रांक -2866 दिनांक -30.08.2018 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण पूछकर निबंधक , सहयोग 
समितियाँ, बिहार, पटना का मंतव्य प्राप्त किया गया । 

आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनके स्पष्टीकरण एवं निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना 
के मंतव्य की समीक्षा की गई । समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री कुमार द्वारा निर्धारित समय सीमा के बाद विशेष अंकेक्षण 
प्रतिवेदन समर्पित किया गया है । उन्हें 120 दिनों में विशेष अंकेक्षण पूरा कर प्रतिवेदन निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार , 
पटना को समर्पित करना चाहिए था , जो उनके द्वारा नहीं किया गया । 


38 

बिहार गजट , 23 अक्तूबर 2019 
अतः श्री जितेन्द्र कुमार, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, सीतामढ़ी को भविष्य के लिए चेतावनी दी 
जाती है । 
इसमें माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार के राज्यपाल के आदेश से , 
दिनेश कुमार चन्द्रेश, अवर सचिव (निगरानी) । 


2 अगस्त 2019 
सं0 8 / नि.को ( रा.)विभागीय -731 / 2018–2783 -- श्री अंजनी कुमार सिन्हा, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग 
समितियाँ, मधुबनी के विरूद्ध निबंधक , सहयोग समितियाँ, बिहार , पटना के पत्रांक -6845 दिनांक -06.08.2018 द्वारा जिला 
केन्द्रीय सहकारी बैंक के सभी निवेशों का वर्ष 1996 से विशेष अंकेक्षण कराने संबंधी विभागीय पत्रांक -8633 दिनांक -03.11. 
2017 से निर्गत विभागीय निदेश का ससमय अनुपालन नहीं करने के आरोप में आरोप पत्र (प्रपत्र- " क " ) गठित कर विभाग 
को भेजा गया था । जिस पर विभागीय पत्रांक -2867 दिनांक -30.08.2018 द्वारा श्री सिन्हा से स्पष्टीकरण पूछकर निबंधक, 
सहयोग समितियाँ, बिहार , पटना का मंतव्य प्राप्त किया गया । 

आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनके स्पष्टीकरण एवं निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार , पटना 
के मंतव्य की समीक्षा की गई । समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री सिन्हा द्वारा निर्धारित समय सीमा के बाद विशेष अंकेक्षण 
प्रतिवेदन समर्पित किया गया है । उन्हें 120 दिनों में विशेष अंकेक्षण पूरा कर प्रतिवेदन निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार , 
पटना को समर्पित करना चाहिए था , जो उनके द्वारा नहीं किया गया । 

अतः श्री अंजनी कुमार सिन्हा, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, मधुबनी को भविष्य के लिए चेतावनी 
दी जाती है । 
इसमें माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार के राज्यपाल के आदेश से , 
दिनेश कुमार चन्द्रेश, अवर सचिव (निगरानी) । 


। 


25 जुलाई 2019 
सं 0 8 / नि.को.(रा .)विभागीय -702 / 2018–2692 -- श्री शिवशंकर कुमार, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी , 
वैशाली सम्प्रति सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, बगहा अंचल , पश्चिमी चम्पारण के विरूद्ध उनके जिला सहकारिता 
पदाधिकारी के कार्यकाल में दायर अधिभारवाद सं. - 1 / 17 एवं 2/17 में अपने पद का दुरूपयोग करते हुए बिहार सहकारी 
समिति अधिनियम 1935 की धारा 40 के अन्तर्गत विहित प्रक्रियाओं की अनदेखी करने एवं माननीय न्यायालय मंत्री, सहकारिता 
विभाग के न्यायालय में उपस्थित नहीं होकर माननीय न्यायालय के प्रति अनादर , अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता का 
आरोप प्रतिवेदित है । जिस पर विभागीय पत्रांक 2961 दिनांक 06.09.18 द्वारा श्री कुमार से कारण पृच्छा की गई । 

श्री कुमार से प्राप्त कारण पृच्छा का प्रत्युत्तर पर निबंधक , सहयोग समितियाँ, बिहार , पटना से मंतव्य प्राप्त की गई । 

श्री कुमार के कारण पृच्छा प्रत्युत्तर एवं निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार , पटना से प्राप्त मंतव्य की सम्यक् समीक्षा 
की गई । समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री कुमार द्वारा माननीय न्यायालय मंत्री, सहकारिता विभाग के न्यायालय में उपस्थित 
नहीं होकर माननीय न्यायालय के प्रति अनादर, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता बरती गई है । इसके अतिरिक्त श्री कुमार 
के विरूद्ध बिहार सहकारी समिति अधिनियम -1935 की धारा-40 के अन्तर्गत विहित प्रक्रियाओं की अनदेखी का आरोप भी 
प्रमाणित होता है । 

अतएव उक्त प्रमाणित आरोप के लिए श्री शिवशंकर कुमार, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, वैशाली सम्प्रति 
सहायक निबंधक , सहयोग समितियाँ , बगहा अंचल , पश्चिमी चम्पारण को निन्दन की शास्ति दी जाती है । 
इसमें माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त हैं । 

बिहार के राज्यपाल के आदेश से , 
दिनेश कुमार चन्द्रेश, अवर सचिव (निगरानी) । 


25 जुलाई 2019 
सं 0 8 / नि.को.( रा.)विभागीय -736 / 2018-2691 -- संयुक्त निबंधक ( अंके .), सहयोग समितियाँ, बिहार , पटना के 
पत्रांक 7634 दिनांक 05.09.18 द्वारा मो . शाहनवाज आलम, प्रबंध निदेशक, दी मुंगेर - जमुई सेन्ट्रल को - ऑपरेटिव बैंक लि ., 
मुंगेर के विरूद्ध विभागीय निदेशों एवं स्मारों के बावजूद त्रिसदस्यीय जाँच दल को जाँच हेतु संबंधित शाखाओं का अभिलेख 
ससमय उपलब्ध नहीं कराने, पदीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही, कर्त्तव्यहीनता एवं आदेशोल्लंघन के आरोप में आरोप पत्र 
(प्रपत्र - क ) गठित कर अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेजी गई थी । जिस पर विभागीय पत्रांक 3298 दिनांक 28.09.18 द्वारा मो . आलम 
से स्पष्टीकरण पूछा गया । 

मो . आलम ने अपने पत्रांक 415 दिनांक 10.10.18 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया है, जिसमें उन्होंने उल्लेख 
किया है कि विभागीय पत्रांक 5061 दिनांक 04.09.2014 एवं पत्रांक 363 दिनांक 16.01.15 के समय वे पदस्थापित नहीं थे, वे 
जुलाई 2016 के अंत में प्रबंध निदेशक, दी मुंगेर - जमुई सेन्ट्रल को - ऑपरेटिव बैंक लि ., मुंगेर का पदभार ग्रहण किये हैं , 
से त्रिसदस्यीय जांच दल के जांच कार्य में बैंक एवं उनके द्वारा पूर्ण सहयोग किया जा रहा है एवं बैंक की कार्यप्रणाली में 
सुधार हो रहा है । मो . आलम के स्पष्टीकरण पर निबंधक , सहयोग समितियाँ, बिहार , पटना का मंतव्य प्राप्त की गई । 


तब 


। 


बिहार गजट , 23 अक्तूबर 2019 


39 


मो . आलम के स्पष्टीकरण एवं निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना से प्राप्त मंतव्य की सम्यक् समीक्षा की 
गई । समीक्षोपरान्त पाया गया कि मो . आलम का स्पष्टीकरण असंतोषप्रद है । उनके विरूद्ध विभागीय निदेश का उल्लंघन एवं 
कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने का आरोप प्रमाणित है । 

अतएव उक्त प्रमाणित आरोप के लिए मो . शाहनवाज आलम, प्रबंध निदेशक , दी मुंगेर - जमुई सेन्ट्रल को - ऑपरेटिव 
बैंक लि ., मुंगेर को निन्दन की शास्ति दी जाती है । 
इसमें माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त हैं । 

बिहार के राज्यपाल के आदेश से , 
दिनेश कुमार चन्द्रेश, अवर सचिव (निगरानी) । 


25 जुलाई 2019 
सं 0 8 / नि.को.( रा.)विभागीय -710 / 2015-2690 -- निबंधक , सहयोग समितियाँ, बिहार , पटना के पत्रांक 6365 
दिनांक 09.10.15 द्वारा श्री प्रभात कुमार, तत्कालीन प्रबंध निदेशक , दि कटिहार डिस्ट्रीक्ट सेन्ट्रल को - ऑपरेटिव बैंक लि ., 
कटिहार के विरूद्ध बैंक के विशेष अंकेक्षण प्रतिवेदन में वित्तीय अनियमितताओं के दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध वसूली की 
कार्रवाई एवं प्राथमिकी दर्ज करने संबंधी विभागीय निदेश का पालन नहीं करने , विभागीय आदेश की अवहेलना करने एवं 
कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप में आरोप पत्र (प्रपत्र - क ) गठित कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गई थी । 
जिस पर श्री कुमार से स्पष्टीकरण प्राप्त कर निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना का मंतव्य प्राप्त किया गया । 
समीक्षोपरान्त विभागीय पत्रांक 3027 दिनांक 11.09.18 द्वारा श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की गई । श्री कुमार द्वारा उनके 
पत्रांक 43 दिनांक 25.04.2019 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का प्रत्युत्तर समर्पित किया गया । 

श्री कुमार के स्पष्टीकरण, निबंधक , सहयोग समितियाँ, बिहार , पटना से प्राप्त मंतव्य एवं श्री कुमार के द्वितीय कारण 
पृच्छा प्रत्युत्तर की सम्यक् समीक्षा की गई । समीक्षोपरान्त श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय निदेश का ससमय अनुपालन नहीं 
करने का आरोप प्रमाणित पाया गया है । 

अतएव उक्त प्रमाणित आरोप के लिए श्री प्रभात कुमार, तत्कालीन प्रबंध निदेशक, दि कटिहार डिस्ट्रीक्ट सेन्ट्रल 
को - ऑपरेटिव बैंक लि ., कटिहार सम्प्रति जिला सहकारिता पदाधिकारी, सीतामढी को निन्दन की शास्ति दी जाती है । 
इसमें माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त हैं । 

बिहार के राज्यपाल के आदेश से , 
दिनेश कुमार चन्द्रेश , अवर सचिव (निगरानी) । 


25 जुलाई 2019 
सं 0 8 / नि.को. ( रा.)विभागीय -708 / 2018-2689 - सृजन महिला विकास सहयोग समिति लि ., सबौर , भागलपुर के 
मामले में महालेखाकार ( लेखा), बिहार , पटना द्वारा उपलब्ध कराये गये निरीक्षण प्रतिवेदन के आलोक सृजन महिला विकास 
सहयोग समिति लि . सबौर, भागलपुर का निरीक्षण नहीं करने के आरोप में निबंधक , सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के 
पत्रांक 8748 दिनांक 10.10.18 द्वारा श्री संजीव कुमार सिंह, तत्कालीन प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि ., 
भागलपुर सम्प्रति जिला सहकारिता पदाधिकारी, नवादा से स्पष्टीकरण पूछा गया था । 

श्री सिंह ने अपने पत्रांक 796 दिनांक 15.11.2018 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया है , जिसमें उन्होंने उल्लेख 
किया है कि वे सिर्फ 25 दिनों तक ही जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., भागलपुर में प्रबंध निदेशक के पद पर रहे, 
फलस्वरूप इतनी अल्प अवधि में वे संबद्ध समितियों का निरीक्षण कार्य प्रारंभ नहीं कर पाये थे, जिस कारण सृजन महिला 
विकास सहयोग समिति लि . सबौर , भागलपुर का निरीक्षण नहीं हो पाया । श्री सिंह के स्पष्टीकरण पर निबंधक , सहयोग 
समितियाँ, बिहार, पटना से प्राप्त की गई । 

श्री सिंह के स्पष्टीकरण एवं निबंधक , सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के मंतव्य की सम्यक् समीक्षा की गई 
समीक्षोपरान्त पाया गया कि आरोपित पदाधिकारी ने स्वयं स्वीकार किया है कि संबद्ध समितियों का निरीक्षण कार्य वे प्रारंभ 
नहीं कर पाये थे, जिस कारण सृजन महिला विकास सहयोग समिति लि . का निरीक्षण नहीं हो पाया । 

अतएव उक्त प्रमाणित आरोप के लिए श्री संजीव कुमार सिंह, तत्कालीन प्रबंध निदेशक , जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक 
लि ., भागलपुर सम्प्रति जिला सहकारिता पदाधिकारी, नवादा को निन्दन की शास्ति दी जाती है । 
इसमें माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त हैं । 

बिहार के राज्यपाल के आदेश से , 
दिनेश कुमार चन्द्रेश, अवर सचिव (निगरानी) । 


। 


8 जुलाई 2019 
सं ० 8 / नि.को.( रा.)विभागीय -719 / 2013-2426 -- श्री शशिभूषण कुमार , तत्कालीन जिला सहकारिता 
पदाधिकारी - सह - प्रबंध निदेशक , केन्द्रीय सहकारी बैंक लि ., सीवान सम्प्रति (निलंबित ) के विरूद्ध राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के 
तहत् खरीफ 2009 में गैर ऋणी कृषकों के फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में विभागीय निदेशों की अवहेलना, फसल बीमा 
मार्गदर्शिका की अवहेलना एवं अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही / चूक बरतने के आरोप में आरोप - पत्र ( प्रपत्र- " क ") गठित 
कर विभागीय संकल्प ज्ञापांक -217 दिनांक -28.05.14 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई थी । 


40 


बिहार गजट , 23 अक्तूबर 2019 


उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी अपर सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना - सह - अपर विभागीय 
जाँच आयुक्त, बिहार , पटना ने अपने जाँच प्रतिवेदन / अधिगम में श्री कुमार के विरूद्ध कोई भी आरोप को प्रमाणित नहीं माना 
है । अपर सदस्य, राजस्व पर्षद , बिहार , पटना - सह - अपर विभागीय जाँच आयुक्त के जाँच प्रतिवेदन से विभाग द्वारा असहमत 
होते हुए विभागीय पत्र संख्या -1202 दिनांक -11.04.2018 द्वारा आरोपित पदाधिकारी , श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की 


गई । 


- 


श्री 

कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के जाँच प्रतिवेदन / अधिगम एवं उनके द्वारा समर्पित द्वितीय 
कारण पृच्छा प्रत्युत्तर के समीक्षोपरान्त यह स्पष्ट होता है कि बीमा कम्पनी द्वारा सभी नोडल बैंकों को फसल बीमा संबंधी 
विभागीय अधिसूचना संबंधी पत्र दिनांक- 08.06.2009 को ही उपलब्ध करा दिया गया था । श्री कुमार का यह कहना कि 
उन्हें फसल बीमा संबंधी विभागीय अधिसूचना की जानकारी नहीं थी , स्वीकार योग्य नहीं है । अतएव आरोपित पदाधिकारी श्री 
शशिभूषण कुमार, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी - सह - प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि . , सीवान सम्प्रति 
(निलंबित ) द्वारा फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में चूक बरतने के लिए उन्हें एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक 
एवं भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी का दण्ड अधिरोपित किया जाता है । 
इसमें माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार के राज्यपाल के आदेश से , 
सुधांशु कुमार सिंह, उप - सचिव (निगरानी) । 


27 जून 2019 
सं 0 8 / नि.को.(रा.)विभागीय -706 / 2017-2229 -- निबंधक , सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक -4693 
दिनांक -20.06.2017 द्वारा श्री कवीन्द्र नाथ ठाकुर, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी - सह - सहायक निबंधक , सहयोग 
समितियाँ, अररिया अतिरिक्त प्रभार जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, किशनगंज के 
विरूद्ध लिपिकीय संवर्ग नियमावली, 2008 के प्रावधानों के प्रतिकूल अनुकम्पा आधारित श्री विशाल सिंह, पिता - स्व . विजय 
कुमार सिंह, भूतपूर्व उच्चवर्गीय लिपिक का आवेदन वगैर विभागाध्यक्ष एवं नियुक्ति प्राधिकार के अनुशंसा प्राप्त किये सीधे 
जिला पदाधिकारी, किशनगंज को प्रेषित करने एवं उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने के आरोप में आरोप पत्र गठित 
कर अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गई थी । 

उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक -2191 दिनांक -07.07.2017 द्वारा श्री ठाकुर से स्पष्टीकरण पूछकर निबंधक, 
सहयोग समितियाँ, बिहार , पटना का मंतव्य प्राप्त किया गया । श्री ठाकुर के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनके स्पष्टीकरण एवं 
निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के मंतव्य की सम्यक समीक्षा की गई । समीक्षोपरान्त पाया गया कि कार्यालय द्वारा 
बढ़ाये गये प्रस्ताव का पूर्व उद्धरण का अनुसरण करते हुए श्री ठाकुर द्वारा भी श्री विशाल सिंह का अनुकम्पा आवेदन सीधे 
जिला पदाधिकारी को भेजा गया । इसमें जानबूझकर नियम विरूद्ध कार्य करने की कोई मंशा नहीं थी । यह अज्ञानतावश 
एक भूल है, जिसके लिए विभाग द्वारा अप्रसन्नता की जाती है । 

अतः श्री कवीन्द्र नाथ ठाकुर, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी - सह - सहायक निबंधक , सहयोग समितियाँ, 
अररिया अतिरिक्त प्रभार जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, किशनगंज के स्पष्टीकरण को 
स्वीकार करते हुए उन्हें आरोप मुक्त किया जाता है । 
इसमें माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार के राज्यपाल के आदेश से , 
सुधांशु कुमार सिंह, उप - सचिव । 


. 


27 जून 2019 
सं 0 8 / नि.को.( रा.)विभागीय -709 / 2016-2228 - जिलाधिकारी, पटना के पत्रांक 11017 दिनांक 31.10.16 द्वारा श्री 
कुमार शांत रक्षित , तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, पटना सम्प्रति राज्य अनुश्रवण पदाधिकारी, समेकित सहकारी 
विकास परियोजना, बिहार , पटना के विरूद्ध प्रतिवेदित किया गया था कि छठ महापर्व, 2016 के अवसर पर श्री रक्षित को सैंपे 
गये कार्यों के निर्वहन में लापरवाही बरती गयी तथा दिनांक 17-22 अक्टूबर, 2016 तक की अवधि में वे बिना आवेदन की 
स्वीकृति के अनाधिकृत रूप से मुख्यालय से बाहर रहे । उनके अनुपस्थिति के कारण छठ महापर्व, 2016 के अवसर पर सौंपा 
गया कार्य प्रभावित हुआ । उनका यह कृत घोर आपत्तिजनक , सरकारी सेवक नियमावली के विरूद्ध है । चूंकि श्री रक्षित दिनांक 
17-22 अक्टूबर, 2016 तक छ: दिनों के आकस्मिक अवकाश का आवेदन संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना प्रमंडल, 
पटना को देते हुए इसकी सूचना जिला पदाधिकारी, पटना को भी समर्पित कर दिनांक 16.10.2016 से 22.10.2016 तक बिना 
अवकाश स्वीकृति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे , जबकि बिहार सेवा संहिता के परिशिष्ट 13(5) (5) में विहित प्रावधान 
में जिला पदाधिकारी को प्रदत्त शक्ति के तहत अवकाश की स्वीकृति जिला पदाधिकारी, पटना से कराकर ही उन्हें मुख्यालय 
छोड़ना था । 

जिलाधिकारी के प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय पत्रांक 3957 दिनांक 10.11.16 द्वारा श्री कुमार शांत रक्षित, 
तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, पटना से स्पष्टीकरण पूछा गया । 

श्री रक्षित ने अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि वे आवश्यक पारिवारिक कार्य हेतु दिनांक 17 अक्टूबर से 22 अक्टूबर 
तक आकस्मिक अवकाश हेतु संयुक्त निबंधक , सहयोग समितियाँ, पटना प्रमंडल , पटना को आवेदन दिये थे । जिलाधिकारी, 


बिहार गजट , 23 अक्तूबर 2019 


41 


पटना से अवकाश की स्वीकृति लेने के बिन्दु पर श्री रक्षित का कहना है कि जिला सहकारिता पदाधिकारी का नियंत्री 
प्राधिकार प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक हैं । 

श्री रक्षित के स्पष्टीकरण पर निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना से मंतव्य प्राप्त की गई । 

श्री रक्षित के स्पष्टीकरण एवं निबंधक , सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना से प्राप्त मंतव्य की सम्यक् समीक्षा की गई । 
समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री रक्षित द्वारा आकस्मिक अवकाश का आवेदन प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक , सहयोग समितियाँ, 
पटना को डेढ़ माह पूर्व समर्पित किया गया था । ऐसी स्थिति में जबकि उनका आकस्मिक अवकाश पर जाना पूर्व से ही 
निर्धारित था , तब उन्हें विधिवत् जिला पदाधिकारी, पटना से अवकाश स्वीकृत कराकर जाना चाहिए था , जो उनके द्वारा नहीं 
किया गया, जिस कारण विधि - व्यवस्था का कार्य प्रभावित हुआ । छठ महापर्व, 2016 के अवसर पर जिला पदाधिकारी, पटना 
द्वारा श्री रक्षित को सौंपे गये कार्यों की अनदेखी कर दिनांक 17-22 अक्टूबर, 2016 तक के आकस्मिक अवकाश का आवेदन 
देकर बिना अवकाश स्वीकृति के दिनांक 16-22 अक्टूबर तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे । उनका यह कृत्य लापरवाही, 
मनमानी एवं कर्त्तव्यहीनता का परिचायक है । 

अतएव उक्त कृत्य के लिए श्री कुमार शांत रक्षित , तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, पटना सम्प्रति राज्य 
अनुश्रवण पदाधिकारी, समेकित सहकारी विकास परियोजना, बिहार , पटना को निन्दन की सजा देते हुए भविष्य के लिए सचेत 
किया जाता है । 
इसमें माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त हैं । 

बिहार के राज्यपाल के आदेश से , 
सुधांशु कुमार सिंह, उप - सचिव (निगरानी) । 


24 जून 2019 
सं 0 8 / नि.को.(रा.) थाना कांड -901 / 2018–2188 -- प्रबंध निदेशक , रहिका सेन्ट्रल को - ऑपरेटिव बैंक लि ., मधुबनी 
द्वारा मधुबनी नगर थाना कांड -178 / 1996 के प्राथमिकी की छायाप्रति उपलब्ध करायी गयी थी जिसमें श्री विनय कुमार दास, 
सदस्य, जिला कार्यकारणी समिति , भारत ज्ञान विज्ञान समिति, मधुबनी एवं श्री ललन शर्मा, तत्कालीन प्रबंध निदेशक , रहिका 
सेन्ट्रल को - ऑपरेटिव बैंक लि ., मधुबनी सम्प्रति सेवा निवृत्त एवं अन्य के विरूद्ध खाता संख्या -310 से दिनांक -04.05.1995 से 
22.07.1996 के अन्तराल पर बिना किसी सम्यक प्रयोजन के अधिविकर्ष के माध्यम से राशि निकासी का आरोप लगाया गया 
था । 

इस संबंध में प्रबंध निदेशक , रहिका सेन्ट्रल को - ऑपरेटिव बैंक लि ., मधुबनी से प्राप्त प्रतिवेदन की सम्यक समीक्षा 
की गई । समीक्षोपरान्त पाया गया कि मामला 23 वर्ष पुराना है । आरोपित पदाधिकारी श्री शर्मा दिनांक -31.01.2019 को 
वार्द्धक्य सेवा निवृत्त हो चुके । 

अतः सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या -1893 दिनांक -14.06.2011 की कंडिका -16 में विहित 
प्रावधान के आलोक में मामला कालबाधित रहने के कारण आरोपित पदाधिकारी श्री ललन शर्मा के विरूद्ध कोई अनुशासनिक 
कार्रवाई अपेक्षित नहीं है । अतएव इस मामले में आरोपित पदाधिकारी श्री ललन शर्मा के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई बन्द 
करने का निर्णय लिया गया है । 
इस आदेश में माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग का अनुमोदन प्राप्त है 

बिहार के राज्यपाल के आदेश से , 
सुधांशु कुमार सिंह, उप - सचिव । 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचना 

16 अक्तूबर 2019 
सं 0 कौन / भी -121 / 2003-326 / सी -- चारा घोटाला से संबंधित आपराधिक काण्ड संख्या - आर 0 सी 0 64 (ए) / 96 
पैट में माननीय सी 0 बी 0 आई0 न्यायालय, राँची द्वारा दिनांक -23.12.2017 एवं 06.01.2018 को न्याय निर्णय पारित किया गया । 
उक्त पारित न्याय निर्णय में श्री सुबीर कुमार भटाचार्य, तत्कालीन कोषागार पदाधिकारी, देवघर को दोषी पाते हुए सश्रम 
कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा दी गयी । 

माननीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त न्याय निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक -256 / सी ( अनु०) दिनांक -04.10. 
2018 द्वारा श्री भट्टाचार्य से कारण पृच्छा की गयी कि माननीय सी 0 बी 0 आई0 न्यायालय, राँची द्वारा आरोप को प्रमाणित पाये 
जाने के फलस्वरूप सजा दिये जाने के कारण क्यों नहीं आपके विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (ए) के तहत् 
कार्रवाई प्रारंभ की जाय । कारण पृच्छा नोटिस डाक विभाग द्वारा “ Unclaimed ” अभियुक्ति के साथ बेतामिला वापस लौटा 
दिया गया । तत्पश्चात् श्री भट्टाचार्य से कारण पृच्छा का जवाब प्राप्त करने हेतु प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई । इसके बावजूद 
भी श्री भट्टाचार्य द्वारा इस संबंध में कोई जवाब विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया । तदोपरान्त श्री भट्टाचार्य के विरूद्ध 
एक तरफा कार्रवाई करते हुए बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43 ( क ) के तहत उनके पूर्ण पेंशन एवं उपादान के 
भुगतान पर स्थायी रूप से रोक लगाये जाने के दंड - प्रस्ताव पर माननीय उप मुख्य ( वाणिज्य - कर) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त 
किया गया । इसी बीच श्री भट्टाचार्य से संबंधित मामले में आवेदन दिनांक -08.02.2019 एवं 15.02.2019 विभाग को प्राप्त 


42 


बिहार गजट , 23 अक्तूबर 2019 


- 


हुआ । जिसमें श्री भट्टाचार्य द्वारा मुख्य रूप से यह उल्लेख किया गया कि इस मामले में उनके द्वारा दायर अपील को 
माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा स्वीकार कर लिया गया है एवं सजा को अपील की सुनवाई तक स्थगित कर 
दिया गया है । साथ ही श्री भट्टाचार्य द्वारा Cr Appeal ( SJ) no. 196 of 2018, Subir Kumar Bhattacharya 
Versus The State of Jharkhand through CBI ( AHD) में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा 
दिनांक -20.07.2018 को पारित आदेश की छायाप्रति भी विभाग को उपलब्ध करायी गयी । 

श्री भट्टाचार्य के उक्त पत्र में वर्णित तथ्यों की समीक्षा करते हुए विधि विभाग से यह परामर्श की मांग की गई कि 
Cr Appeal ( SJ) no. 196 of 2018, Subir Kumar Bhattacharya Versus The State of Jharkhand 
through CBI ( AHD ) में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के दिनांक -20.07.2018 को पारित आदेश के उपरान्त 
सी 0 बी 0 आई न्यायालय, राँची द्वारा सी 0 बी 0 आई0 काण्ड संख्या -64 (ए) / 96 पैट में दिनांक -23.12.2017 एवं 06.01.2018 को 
पारित आदेश के आलोक में श्री भट्टाचार्य को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (ए ) के तहत दण्ड अधिरोपित किया जा 
सकता है या नही ? 

विधि विभाग से प्राप्त परामर्श के अनुसार " माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय ने श्री भट्टाचार्य को न तो दोषमुक्त 
किया है और न ही उनकी सजा कम की है । ऐसी स्थिति में Cr Appeal ( SJ) no. 196 of 2018, Subir Kumar 
Bhattacharya Versus The State of Jharkhand through CBI ( AHD ) में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, 
राँची द्वारा दिनांक -20.07.2018 को पारित आदेश के उपरान्त सी 0 बी 0 आई न्यायालय , राँची द्वारा सी 0 बी 0 आई0 काण्ड 
संख्या -64 (ए) / 96 पैट में दिनांक -23.12.2017 एवं 06.01.2018 को पारित आदेश के आलोक में श्री भट्टाचार्य को बिहार 
पेंशन नियमावली के नियम 43 ( ए) के तहत दण्ड अधिरोपित करने में कोई विधिक अड़चन प्रतीत नहीं होता है ।" 

वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री भट्टाचार्य का आवेदन स्वीकार योग्य नहीं पाया गया । न्यायिक कार्यवाही में उनके 
विरूद्ध लगाये गये आरोपों को प्रमाणित पाया गया है तथा उन्हें सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा दी गयी है । स्पष्ट है 
कि श्री भट्टाचार्य के विरूद्ध आरोप का प्रमाणित होना किसी सरकारी सेवक से अपेक्षित सदाचार / मर्यादा के वस्तुतः विरूद्ध 
है । इस प्रकार श्री भट्टाचार्य का उक्त कृत्य प्रकाश में आने से उनका सदाचार स्पष्ट रूप से खंडित होता है, जो बिहार 
पेंशन नियमावली के नियम 43 (ए) में निहित प्रावधान के प्रतिकूल है । 

अतएव उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में आपराधिक काण्ड संख्या- आर0 सी 0 64 (ए ) / 96 पैट में माननीय 
सी 0 बी 0 आई0 न्यायालय, राँची द्वारा सजा दिये जाने के फलस्वरूप श्री भट्टाचार्य, तत्कालीन कोषागार पदाधिकारी, देवघर के 
विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (ए ) के तहत् उनके पूर्ण पेंषन एवं उपदान के भुगतान पर स्थायी रूप से रोक 
लगाये जाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है । 

श्री भट्टाचार्य के विरूद्ध उक्त दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा सहमति प्रदान की गयी है । 

अतः सरकार द्वारा लिये गये निर्णय एवं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दण्ड प्रस्ताव पर दिये गये सहमति के 
आलोक में बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (ए) के तहत श्री सुबीर कुमार भट्टाचार्य, तत्कालीन कोषागार पदाधिकारी , 
देवघर सम्प्रति सेवानिवृत ( सेवानिवृत्ति की तिथि -30.09.2014) के पूर्ण पेंशन एवं उपदान के भुगतान पर स्थायी रूप से रोक 
लगायी जाती है । 
उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

जनक राम, उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 

31-571 + 50 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http : // egazette . bih.nic.in 


बिहार गजट , 23 अक्तूबर 2019 


43 


भाग -2 
बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , आदेश , 

अधिसूचनाएं और नियम आदि। 


सहकारिता विभाग 


शुद्धि - पत्र 

24 जून 2019 
सं 0 01 / रा.स्था.निजी -22 / 2019 सह. - 2170 - विभागीय अधिसूचना संख्या 274 दिनांक 16.01.2019 द्वारा सहायक 
निबंधक , सहयोग समितियाँ / समकक्ष के पद पर निर्गत नियुक्ति पत्र के क्रम सं0-3 के कॉलम 2 में अंकित श्री रंजीत कुमार 
का कॉलम 5 में अंकित गृह जिला पटना के स्थान पर बेगुसराय पढ़ा एवं समझा जाय । 
2. शेष यथावत रहेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

ऋचा कमल, उप - सचिव । 


शुद्धि - पत्र 

18 जून 2019 
सं 0 01 / रा.स्था.बिस 0 से0-40 / 2001-2091 -- विभागीय अधिसूचना संख्या -2065 दिनांक -13.06.2019 में उल्लेखित 
श्री अभय झा के पदनाम सहायक निबंधक , सहयोग समितियाँ ( अवकाश / प्रशिक्षण रक्षित ) कार्यालय निबंधक , सहयोग 
समितियाँ, बिहार, पटना के स्थान पर सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, 
पटना पढ़ा और समझा जाय । 
शेष यथावत रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

ऋचा कमल, उप - सचिव । 


अधीक्षक , 


सचिवालय 

मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 31-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http : // egazette . bih.nic.in 


44 


बिहार गजट , 23 अक्तूबर 2019 


भाग - 9 - ख 
निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 

सूचनाएं इत्यादि 


सूचना 


सं 0 1067 -- मैं सानू उर्फ सानू शर्मा, पिता - सुनील शर्मा, पता - नयी बाजार शंकर दयाल सिंह कॉलेज के पूरब 
हॉस्पीटल चौक, थाना- भगवान बाजार, जिला - सारण । शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि उपरोक्त दोनों नाम मेरा ही है । मेरे 
स्कूल के कागजातों में मेरा नाम सानू है । शपथ पत्र संख्या 721 दिनांक 11/06/19 के अनुसार अब से मैं सानू शर्मा के 
नाम से ही जाना एवं पहचाना जाऊंगा । 

सानू उर्फ 

सानू 


शर्मा । 


अधीक्षक , 


सचिवालय 

मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 

31-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http : // egazette . bih . nic.in 


बिहार गजट , 23 अक्तूबर 2019 


45 


बिहार 


गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 


प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


सं 0 15 / एम 1-46 / 2017--2338 

शिक्षा विभाग 


संकल्प 

16 अक्तूबर 2019 
विषय : -तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर, मगध विश्वद्यिालय, बोधगया एवं बी 0 आर0 ए0 बिहार विश्वविद्यालय , 

मुजफ्फरपुर में वयस्क सतत् शिक्षा एवं विस्तार विभाग में कार्यरत परियोजना पदाधिकारी / सहायक निदेशक को 
दिनांक 17.05.2010 के प्रभाव से षष्ठम वेतन पुनरीक्षण का वैचारिक एवं आर्थिक लाभ की स्वीकृति । 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा राज्य के तीन विश्वविद्यालयों क्रमशः बी 0 आर0 ए 0 बिहार विश्वविद्यालय, 
मुजफ्फरपुर, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया एवं टी 0 एम 0 बी 0 यू0, भागलपुर में व्यस्क सतत् शिक्षा एवं प्रसार विभाग की स्थापना 
की गई है, जो यू0 जी 0 सी 0 की नीतिगत ढाँचे पर आधारित थी । इस योजना के कार्यान्वयन हेतु पदों की स्वीकृति एवं व्यय 
भार यू0 जी 0 सी 0 द्वारा दिनांक 31.03.2000 तक वहन किया गया । तदोपरांत इस योजना को आगे चलाने हेतु आवर्ती व्यय 
राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय को वहन करने का अनुरोध यू 0 जी 0 सी 0 द्वारा किया गया । 

उक्त आलोक में विभागीय संकल्प संख्या 1653 दिनांक 17.05.2010 द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली 
के पत्रांक F- 24-1/ 97 (SU- 1 ) दिनांक 22.02.2000 एवं विश्वविद्यालयों से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में राज्य के तीन 
विश्वविद्यालयों क्रमशः तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागपुर , मगध विश्वविद्यालय , बोधगया एवं बी 0 आर0 ए0 बिहार 
विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर में वयस्क सतत् शिक्षा एवं विस्तार विभाग में परियोजना पदाधिकारी एवं सहायक निदेशक के कुल 
07 पदों की स्वीकृति प्रदान की गई तथा वैचारिक रूप से दिनांक 01.04.2000 से एवं वास्तविक रूप से दिनांक 17.05.2010 
से आवर्ती स्थापना वित्तीय व्यय भार राज्य सरकार द्वारा वहन करने का निर्णय लिया गया । 

विभागीय संकल्प संख्या 2693 दिनांक 27.08.2010 द्वारा राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के 
पदाधिकारियों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना की स्वीकृति प्रदान की गई है, 
परंतु विश्वविद्यालयों के वयस्क सतत् शिक्षा एवं विस्तार विभाग में परियोजना पदाधिकारी एवं सहायक निदेशक के उक्त 07 
पदों पर कार्यरत पदाधिकारियों को षष्ठम् वेतन पुनरीक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया गया है । इनके षष्ठम वेतन पुनरीक्षण का 
प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन था । 

3. विश्वविद्यालय / महाविद्यालय के शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन पुनरीक्षण हेतु श्री विजय प्रकाश तत्कालीन 
प्रधान सचिव , योजना एवं विकास विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति की की अनुशंसा के आलोक में सम्यक् समीक्षोपरांत 
तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय , भागलपुर , मगध विश्वद्यिालय , बोधगया एवं बी 0 आर0 ए0 बिहार विश्वविद्यालय, 
मुजफ्फरपुर में वयस्क सतत् शिक्षा एवं विस्तार विभाग में कार्यरत परियोजना पदाधिकारी / सहायक निदेशक को षष्ठम वेतन 
पुनरीक्षण का लाभ निम्न रूपेण स्वीकृत किया जाता है : 
क्र ० विश्वविद्यालय पदनाम पदों की संख्या यू0 जी 0 सी 0 द्वारा दिनांक 17.05.2010 से पुनरीक्षित 

स्वीकृत वेतनमान वेतन संरचना में अनुमान्य 

वेतन 
टी 0 एम 0 बी 0 यू0, परियोजना 

8000-13500 / 

9300-34800 / - ग्रेडपे 0 5400 / 
भागलपुर 

पदाधिकारी 
एम 0 यू0 , 

12000-18300 / 15600-39100 / - ग्रेड पे0 7600 
बोधगया निदेशक 

9300-34800 / - ग्रेडपे0 5400 / 
परियोजना 

8000-13500 / 
पदाधिकारी 
बी 0 आर0 ए0 परियोजना 

8000-13500 / 

9300-34800 / - ग्रेडपे 0 5400 / 


का नाम 


1 


02 


2 


सहायक 


01 


02 


3 


02 


46 


बिहार गजट , 23 अक्तूबर 2019 


: 


बिहार 

पदाधिकारी 
विश्वविद्यालय , 
मुजफ्फरपुर 

वेतन पुनरीक्षण समिति के अनुशंसा के आलोक में उपरोक्त पुनरीक्षित वेतन संरचना निम्नांकित शर्तों के साथ 
स्वीकृत किया जाताा है 

I सहायक निदेशक पद ( रीडर स्तर का पद) के लिए यू0 जी 0 सी 0 द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता धारित 
करने एवं सेलेक्शन कमिटी की अनुशंसा पर वेतन बैण्ड 15600-39100 / - ग्रेडपे0 8000 / - अनुमान्य होंगे । 

II परियोजना पदाधिकारी (व्याख्याता स्तर का पद ) के लिए यू0 जी 0 सी 0 द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता 
धारित करने एवं सेलेक्शन कमिटी की अनुशंसा पर वेतन बैण्ड 15600-39100 / - ग्रेडपे0 6000 / - अनुमान्य होंगे । 

4. परंतु विभागीय संकल्प संख्या 1653 दिनांक 17.05.2010 द्वारा इन 07 पदों के आवर्ती स्थापना वित्तीय व्यय भार 
का वहन दिनांक 17.05.2010 के प्रभाव से किए जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है । उक्त तथ्यों के आलोक में 
इन कर्मियों को षष्ठम् वेतन पुनरीक्षण के तहत पुनरीक्षित वेतनमान का वैचारिक एवं वास्तविक आर्थिक लाभ दिनांक 17.05. 
2010 के प्रभाव से देय होगा । 
आदेश आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में जन साधारण की सूचना हेतु अगले अंक में प्रकाशित 
किया जाए । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
सतीश चन्द्र झा , विशेष सचिव । 


सं 0 पुर०-02 / 2019-20-657 / रा ० 
मंत्रिमंडल सचिवालय ( राजभाषा) विभाग 


1 . 


-अध्यक्ष 


3. 


संकल्प 

28 अगस्त 2019 
हिन्दी पांडुलिपि प्रकाशन अनुदान योजना वर्ष 2019-20 के अधीन प्रकाशन अनुदान के निमित्त विभिन्न लेखकों की 
पांडुलिपियों के मूल्यांकन तथा प्रकाशन अनुदान की अनुशंसा के लिए निम्नरूप में एक समिति गठित की जाती है: 

प्रधान सचिव , मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग 
2. प्रोफेसर डॉ. तरुण कुमार, पटना कॉलेज , पटना 

- सदस्य 
प्रोफेसर डॉ . भुपेन्द्र कलसी, नालन्दा खुला विश्वविद्यालय , 

बिस्कोमान भवन, द्वितीय, तृतीय तल , गाँधी मैंदान रोड, पटना -सदस्य 
4. निदेशक, राजभाषा 

-सदस्य सचिव 
2. यह समिति प्रकाशन अनुदान हेतु प्राप्त पांडुलिपियों का चयन गुणवत्ता के आधार पर करते हुए अपनी अनुशंसा 
सरकार को देगी । 

3. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का अनुमोदन प्राप्त है । 
आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इसे सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया 
जाय तथा सभी विभाग एवं विभागाध्यक्षों को भेजा जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
इम्तियाज अहमद करीमी, निदेशक - सह - संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , 


सचिवालय 

मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 31-571 + 25 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http : // egazette . bih.nic.in 


